रजिस्ट्री सं० डी एल.- 33001/ 99 


REGD . NO . D. L.-33001/ 99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 31 ] 
No. 31 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 4, 2001 / श्रावण 13, 1923. 

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 . . 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पथक संकलन के रूप में रखा जा सके . .... .. 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II -- खण्ड ३ - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i ) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विभि 
के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम आदि सम्मिलित है ) 
Gencral Statutory Rules ( Including Orders , Bye - laws etc. of a general character ) issued by theMinistries of the 
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authoritics (other than the 

Administration of Union Territories) 


प्रधान मंत्री कार्यालय 

नई दिल्ली, 24 जुलाई , 2001 
सा . का. नि . 403. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में 
समूह ग पद भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. (i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री कार्यालय समूह ग भर्तीनियम ( द्वितीय संशोधन ) नियम, 2001 है । 
( ii ) ये 8 नवम्बर , 1996 को प्रवृम हुए समझो जाएंगे । 
2. प्रधानमंत्री कार्यालय समूह ग भर्ती नियम, 1999 में 
( i ) अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पहले निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की 
जाएगी अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्तीकिये जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा 

या योग्यता के आधार वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम 
पर चयन अथवा लिए आयु - सीमा 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 
अचयन पद 

है या नहीं 


5 


6 


1 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


स्टॉफ कार 

साधारण 5000 - 150 - अचयन 
ड्राइवर ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 8, 000 रु. ( ज्येष्ठता - सह 
( विशप श्रेणी ) * कार्यभार सम्ह " ग ", 

फिटनेस ) 
के आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


2268 GI/ 2001 


( 2527 ) 


2528 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


| PART II - SEC. 3 (i )] 


- III 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायेगा 
प्रतिशतता 

12 
प्रोन्नति द्वारा । 

प्रोन्नति : - ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की 

नियमित सेवा की है । 


11 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जायेगा 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


13 

14 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति 

लागू नहीं होता 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : -- 
उप सचिव या समतुल्य 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 

( ii ) क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 को क्रमश: 2, 3, 4 और 5 के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जाएगा । 
( ii ) स्टॉफ कार ड्राइवर ( श्रेणी I) के पद से संबंधित पुनसंख्यांकित क्रम संख्याक 2 में स्तंभ 2 में अंक " 3 " के स्थान पर अंक " 6 " रखा 

जाएगा । 
( iv ) स्टॉफ कार ड्राइवर ( श्रेणी II ) के पद से संबंधित पुनसँख्यांकित क्रम संख्यांकित क्रम संख्याक 3 में स्तंभ 2 में अंक " 3 " के स्थान 

पर अंक " 6 " रखा जाएगा । 
( v ) स्टॉफ कार ड्राइवर ( साधारण श्रेणी ) के पद से संबंधित पुनसंख्यांकित क्रम संख्यांकित क्रम संख्यांक 4 में स्तंभ ( 2 ) में अंक " 12 " 
के स्थान पर अंक s " रखा जाएगा । 

[ फा . सं. ए- 12011/ 10 /98 - पी एम ए ] 

पी . के. राय , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल भर्ती नियम सा. का. नि . 158 तारीख 18 मई, 1999 को अधिसूचित किए गए और भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i ) 

में 29 मई, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए और भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में सा. का . नि. 240 तारीख 26 -5 - 2001 द्वारा 
संशोधित किए गए । 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
केन्द्र सरकार स्टॉफ कार ड्राइवर एसोसिएशन और विक्रम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ओ. ए. सं. 2529 /96 के मामले में केन्द्रीय 
प्रशासनिक अधिकरण ( सी .ए. डी. ) नई दिल्ली के तारीख 5 -5- 2000 के विनिश्चय के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्टॉफ कार 
ड्राइवर के लिए नई श्रेणी जिसे 8 -11 - 1996 से 5000 -8000 रु. के वेतनमान में विशेष श्रेणी पुनर्स्थापित की है । परिणामतः कार्मिक और प्रशिक्षण 
विभाग ने भूतलक्षी प्रभाव से 8 - 11 - 1996 से स्टॉफ कार ड्राइवर के अनुपात को भी पुमरीक्षित किया है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त 
आदेश 8 - 11 - 1996 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के अनुसार प्रभावी होंगे । 


[ HTT II - 483 (1) ] 


HRCT FIT ME : 3TTRT 4 , 2001/ T4UT 13 , 1923 


2529 


PRIME MINISTER S OFFICE 

New Delhi , the 24th July, 2001 
G . S. R . 403.- - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President 
hereby makes the following rules further to amend the PrimeMinister s Office Group C Posts Recruitment Rules . 1999 
namely : - - 

1. ( i) These rules may be called the PrimeMinister s Office Group C Posts Recruitment (Sccond Amendment) 
Rules, 2001. 

( ii) They shall be deemed to have come into force on 8th November, 1996 . 
2 . In the PrimeMinister s Office Group C Posts Recruitment Rules , 1999, 

(1) In the Schedule , before serial number I and the entries relating thereto the following serial number and 
cntries shall be inserted , namely : 


Name of 
the post 


Number of 
posts 


Classi 
fication 


Scale of 
рау 


Age limit for 
direct recruits 


Whcther 
selection by 
mcritor 
sclection cum 
seniority or 
non - selection 


Whether benefit of 
added years of ser 
vicc admissiblc . 


Not applicable 


" 1. Staff * 1 (2001) General Central Rs. 5000 -150 . Non - selection Not applicable 
Car Driver * Subject Service Group C 8000 , ( Seniorly -cum 
(Special to variation Non -Gazetted. 

ſitncss ). 
Grade ) dependent Non -Ministerial 

on work load . 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and cduca - Period of probation , 
tional qualifications pre - if any 
scribed for the direct recruits 
will apply in the case of 
promotecs 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation /absorption and percent 
age of the posts to be filled by various 
nicthods 


10 


II 
By promotion 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable 


Iſa DepartmentalPromotion Committee 
Committce exists , what is its composition 


In case of recruitincnt by promotion 
deputation /absorption . grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Conmission is to be 
consultod in making 
recruitment 


- 


- 


- 


12 

13 
| Promotion : 

Group C Departmental Promotion Committcc : Not applicable ." . 
Stall Car Drivers 

( for considering promotion ): 
(Grade -I) with three years regular Deputy Secretary or cquivalent — Chairman 
service in the grade . 

Section Officer 

- Member 
Section Oficer 

- -Member 
( ii ) the serial numbers 1, 2 , 3 and 4 shall be re- numbered as serialnumbers 2, 3, 4 and 5 respcctcly : 
(ii) in serial number 2 as so re -numbered relating to the post of Stall Car Driver (Grade I ), in column 2 . 

for the figure " 3 " . the figure " 6 " shall be substituted ; 
( iv ) in scrial number 3 as so re -numbered relating to the post of Staff Car Driver (Grade - II ) in coluinn 2. for the 
figurc " 3 " . thc ſigurç "6 " shall be substituted ; 


2530 


THE GAZETTE OFINDIA: AUGUST 4. 2001/SRAVANA 13 . 1923 


[ P.ART II _ SF ( 3 ( 1)] 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


Emol 


. (v ) in serial number 1 as so re -numbered relating to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade ), in column 2 , for 
the figure " 12 ". the figure "5 " shall be substituted . 

[ E. No A 12011/10/ 98-PMAJ 

PK , ROY. Under Secy. 
Note : — The principal recruitment rules were notified vide GSR 158 dated 18th May, 1999 and were published on the 29th 

May . 1999 in Part II . Section 3, Sub - Section( i) of the Gazettc of India and amended vide G . S . R. No 2-40 dated 
26 -5 - 2001 in the Gazette of India , in Part II , Section 3, Sub - Section (i), 

Explanatory Memorandum 
In pursuance of the Central Administrative Tribunal (CAT ),New Delhi s judgement dated 5 -5 -2000 in the case of 
CentralGovernment Staff Car Drivers Association and Bikram Singh I s . Union of India in O . A . No. 2529/96 Department of 
Personnel and Training has introduced a new grade for Staff Car Drivers to be called " Special Grade" in the scale of pay of 
Rs. 5000 – 8000 /- with effect from 8 - 11 - 1996 . Consequently , Department of Personnel and Training has also revised the ratio 
of Staff Car Drivers with retrospective effect from 8 - 11 - 1996 , Department of Personnel and Training s above orders are 
being given effect from 8 - 11- 1996 in tune with the orders of Central Administrative Tribunal. 

विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

( न्यायिक अनुभाग ) 

नईदिल्ली , 19 जुलाई, 2001 
सा. का . नि . 404. - केन्द्रीय सरकार, सिपिल प्रक्रिया संहिता , 1908 ( 1908 का 5 ) की पहली अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के 
खंड ( क ) के अनुसरण में उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अमुसूची के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त अनुसूची के स्तंभ 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट न्यायालय में पदेन सरकारी प्लीडर नियुक्त करती है : -- 

अनुसूची 
न्यायालय 

अधिकारी 
( 1 ) 

( 2 ) 
दिल्ली उच्च न्यायालय 

श्री बी. एन . कैथल 
उप विधि सलाहकार 

[ सं. फा. 34( 1 )/2001 - न्या .] 

डी . आर . मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs ) 

( Judicial Section ) 

New Delhi, the 19th July , 2001 
G .S .R . 404 . — In pursuance of clause (a ) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil 
Procedure , 1908 (5 of 1908 ) , the Central Government hereby appoints the Officer Specified in Column ( 2 ) of the Schedule 
below as ex -officio Government Pleader in the Court specified in Column ( 1) of the said schedule for the purposes of the said 
Order. 

SCHEDULE 


Court 


Officer 


(1 ) 


Delhi High court 


( 2 ) 
Shri B .N . Kaithal 
Deputy Legal Adviser 


[ No. F 34 (1)/2001 -Judl .]] 
D . R .MEENA, Jt. Secy, & Legal Adviser 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13 , 1923 


2531 


- 


- 


Tri . 


. 


. 


- . 


- 


. 


- 


- 


. 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

मई दिल्ली, 13 जुलाई, 2001 
सा . का. नि . 405 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार एवं 
पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य 
निदेशालय [ वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( मुद्रण) ] भर्ती नियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की 
जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य 
निदेशालयों में परिष्ठ तकनीकी सहायक ( मुद्रण ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय और राज्यों 
एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्यनिदेशालय [ ( वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( मुद्रण ) ] भर्ती नियम, 2001 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, / उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, शैक्षिक अर्हसाए आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद 
से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात , ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े प्रवर्गों और अन्य 
विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों को वर्गीकरण वेतनमान क्या चयन गुणावगुण सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
नाम संख्या 

चयन या घयन - सह - वाले व्यक्तियों के फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
वरिष्ठता अथवा लिए आयु सीमा ( पेंशन ) नियम , 1972 के 
अधयन पद है 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
1 2 
परिष्ठ 04 * सामान्य 5500 - 175 - चयन - सह - वरिष्ठता लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
तकनीकी ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 9000 रुपये 
सहायक " कार्यभार के समूह ख 
( मुद्रण ) आधार पर अराजपत्रित , 

परिवर्तन किया अननुसचिवीय 

जा सकता है । 
सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित क्या सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की अवधि , यदि 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

के लिए विहित आयु और शैक्षिक 

कोई हो 
अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 

10 
लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 

प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए दो वर्ष 


2532 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


PART II - Sec . 3 (1) ] 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति /विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से 
भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /विलय द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति /विलय किया जायेगा 


12 


11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रोन्नतिः 
प्रारम्भ में इस अपग्रेडिड पद पर नियुक्ति के लिए इस पद के ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले मुदण निरीक्षक । 
5500 - 9000 रुपये ( संशोधित ) के वेतनमान में अपग्रेडिड होने टिप्पणी : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार 
से पूर्व 1600 - 2660 रुपये ( पूर्व संशोधित ) के घेतनमान में वरिष्ठ किया जाता है जिन्होंने अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों 
तकनीकी सहायक ( मुद्रण ) के पद पर नियमित रूप से कार्यरत पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सवा अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा 
कर्मचारियों की उपयुक्ता पर विचार किया जाएगा । यदि उसे की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम 
उपयुक्त पाया गया तो उसे प्रारम्भिक गठन से ही नियुक्त माना न हो और उन्होंने अहंक/ पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों 
जाएगा । यदि उसे इस अपग्रेडिड वेतनमान में नियुक्ति के लिए सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता 
उपयुक्त नहीं पाया गया तो वह 5000 - 8000 रु. के संशोधित पूर्वक पूर्ण की हो । 
वेतनमान में कार्य करता रहेगा और उसके मामले की प्रत्येक वर्ष 
ममीक्षा की जाएगी । 

प्रतिनियुक्तिः 
केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित अधार पर सदृश पद धारण किए हों ; 

अथवा 
( i) जिनहोंने 5000 - 8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन 

वर्ष की नियमित सेवा की हो और 
( ख ) जो प्रिटिंग/ प्रूफ रीडिंग/ टेक्नीकल मार्किग/ डैस्क टाप पब्लिशिंग में दो वर्ष 

का अनुभव रखते हों । 
( फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं , प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिए विधार किए जाने के पात्र होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति पर 
कार्यरत व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त 
पहले धारित किसी अन्य संवर्ग - बाल्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित , प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन - पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी ) । 


यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 


14 


13 
समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति , प्रोन्नति पर विचार 
करने के लिए : 
1 . भारत के महारजिस्ट्रार - - अध्यक्ष 
2 . भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार - सदस्य 


किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है । 


[ फा. सं. ए - 16011/ 11/ 2000 - प्रशा. 2 ] 
जयन्त कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 


[ YTT II - 0083(i) ] 


MRGT 71 


48 : TTST 4 , 2001/ 2114413 , 1923 


2333 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA ) 


New Delhi, the 13th July , 2001 


G . S . R . 405 . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession 
of the Office of the Registrar General; India and ex -officio Census Commissioner for India , the Language Division of the 
Office of the Registrar General, India , and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories 
[ Senior Technical Assistant (Printing )] Recruitment rules 1987 , except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the said 
post of Senior Technical Assistant (Printing ) in the office of the Registrar General India as well as all the offices of the 
Directors of Census Operations in the States and the Union Territories , namely: 


1. Short title and commencement (1) These rulesmay be called the Office of the Registrar General, India and ex 
officio Census Commissioner for India and the offices of the Directors of Census Operations in States and the Union 
territories[ Senior Technical Assistant (Printing )] Recruitment Rules, 2001. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number of posts , classification and scale of pay.- The number of the said post , their classification and the 
scales of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules, 


3 .Method of recruitment, age limit , other qualifications etc .- Themethod of recruitment to the said post , age limit , 
qualifications and other matters relating thereto , shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule , 


4 . Disqualifications- No person , - 


(a ) 


who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 


(b ) 


who , having a spouse living ; has entered into or contracted a marriage, with any person , shall be 
eligible for appointment to the said posts ; 


Provided that the CentralGovernmentmay if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Power to relax . where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may 
by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 


6 . Saving .- - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of the post 


Number of posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether selection bymerit or 
selection - cum -seniority or 
non -selection 

( 5) 
Selection -cum 

Seniority 


(1 ) 
1. Senior Technical 
Assistant 
(Printing) 


(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 
4 * (One ) General Central Service Rs. 55000 -175. 

(2001) Group B Non -Gazetted , 9000 / 
* Subject to variation Non -Ministerial. 
dependent on workload . 


2 .537 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


(PART II - Sec. 3 (1)] 


Age limit for direct recruits , 


Whether benefit Eductional and other qualifications required Whether age and 
of added years of for direct recruits . 

Essential qualifi 
service admissible 

cations prescribed 
under rules 30 of 

for direct recruits 
the Central Civil 

will apply in the 
Service (Pension ) 

case of promotees . 
Rules , 1972 
(8 ) 

(9 ) 
No Not applicable 

Not applicable 


(6 ) 
Not applicable 


if any 


Period of probation Method of recruitment whether by direct rec - 

ruitment or by promotion or by deputation 
absorption and percentage of the posts to be 
filled by variousmethods . 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion /depu 
tation /absorption to be made . 


( 10 ) 
2 years for 
promotees 


(11) 
By promotion failing which by depulation 
The suitability of the regular holder of the 
post of Senior Technical Assistant (Printing ) 
in the pre - revised scale of Rs, 1600 -2660 
(Pre-reviscd ) prior to upgradation of this post 
in the scale of Rs. 5500 - 9000 (revised ) will be 
initially assessed for appointment to the 
upgraded post . If assessed suitable hc shall 
be decmed to have been appointed to the 
post at the initial constitution . If assessed " not 
suitable " for appointment to the upgraded 
scale of pay, he shall continue to be in the 
reviscd scale of Rs. 5000 - 8000 and lus casc 
would be reviewed every year. 


(12 ) 
Promotion : Printing Inspector with three years 
regular service in the grade. 
Note : Where Juniors who have completed their 
qualifying /eligibility scrvice are being considered 
for promotion , their seniors would also be 
considered provided they are not short of the 
requisite qualifying / eligibility scrvice bymore than 
hall of such qualifying / cligibility service or two 

cars , whichever is less . and have succssfully 
completed tlıçır probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith their Juniors who 
have successfully completed such qualifying 
cligibility scrvicc. 
Deputation : 
Omicers under the Central/State Government: 
(a ) (i) Holding Analogous posts on regular 

basis , or 
(ii) With three ycars regular service in posts 
in the scale of Pay of Rs. 5000 -8000 or equivalent; 
and 
(b ) Possessing two years experience in Printing 
ProofReading/ Technical Marking/ Desk Top Pub 
lişlung 
( Thic departmental Officers in the ſccder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be cligible for consideration for appointment on 
dcpulation . similarly deputauonist shall not be 
cligible for consideration for appoinținent by 
promotion Period of deputation including period 
of deputation in another Ex - Cadre post held 
immcdiately proceeding this appoinļment in the 
samc or some other organisation /department of 
the Central Government shall ordinarily not 
cxceed three years . The maximum age limit for 
appointment by deputation shall be not cxcccd 
ing 56 ycars as on the closing date of receipt of 
applications ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2535 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment . 


( 13) 


(14 ) 


Group B Departmental Promotion 
Committee for considering Promotion : 


Consultation with Union Public Service Com 
mission necessary while appointing an office 
on deputation. 


1. Registrar General, India 
2. Joint Registrar General , India 


Chairman 
- Member 


[ F. No. A -16011/11/ 2000 - Ad. II] 

J . K . BANTHIA, Registrar General , India 
( राजभाषा विभाग ) 

नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2001 
सा. का . नि . 406. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा 
विभाग ( उपनिदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ) भर्ती नियम , 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ( उपनिदेशक , हिन्दी शिक्षण योजना ) 
भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ( उपनिदेशक , हिन्दी शिक्षण योजना ) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित 
अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण 

वेतनमान 

चयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
नाम संख्या 

या योग्यता के वाले व्यक्तियों के फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
आधार पर चयन लिए आयु - सीमा (पेंशन ) नियम , 1972 के 
अथवा अचयन पद 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
__ 1 2 

3 
उप निदेशक 07 * साधारण 10 ,000 चयन - सह - ज्येष्ठता लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
( हिंदी ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 325 
शिक्षण * कार्यभार समूह क 15, 200/ - रु . 
योजना ) के आधार राजपत्रित 

पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 
दो वर्ष 


2268 G1/ 2001 - 2 


2536 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA 13 , 1923 


PART II — Sec . 3 (1) ] 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों आमेलन किया जायेगा 
द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 
11 

12 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रोन्नतिः - ऐसा सहायक निदेशक ( भाषा ) (हिंदी शिक्षण योजना), जिसने उस श्रेणी में छह 

वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी 
कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा , 
अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले 
ही पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या 
(ii ) जिन्होंने 8000 - 13500 / - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष 

नियमित सेवा की है, या 
(iii ) जिन्होंने 7500 - 12000 / - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष 

नियमित सेवा की है , या 
( iv ) जिन्होंने 6500 - 10500 /- रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष 

नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं 
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथहिंदी में 

मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में 
मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषयों के 
साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी 
विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिंदी 

विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
.. ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से शिक्षा में बैचलर डिग्री या समतुल्य । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान या किसी केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/विभाग 

में हिंदी भाषा में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विधार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि 
है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी । ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2537 


. 


. 


. . 


. 


. . . . 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जायेगा 


13 


14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करमा आवश्यक है 


समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : 

1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग 
3. निदेशक / उप सचिव, राजभाषा विभाग 


. - अध्यक्ष 


- सदस्य 
- सदस्य 


[ सं.14034/2/ 97 - रा. भा . ( प्रशि .) ] 

एस. रमणम, अपर सचिव 
पाद टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3, उप खंड ( i) में सा . का. नि . 38, तारीख 4 दिसम्बर, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 

(Department of Official Language) 

New Delhi, the 16th July, 2001 
G . S. R . 406 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs , Department of Official Language (Deputy 
Director , Hindi Teaching Scheme ) Recruitment Rules , 1990 , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language. ( Deputy 

Director, Hindi Teaching Scheme) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Ministry of Home Affairs , Department of Official Language, (Deputy Director, Hindi Teaching Schemc) 
Recruitment Rules , 1990 , for the Schedule , the following schedule shall be substituted , namely : 

SCHEDULE 


Name of 
thc post 


Number of 
posts 


Classi 
fication 


Scale of 
pay 


Age limit for 
direct recruits 


Whether 
selection 
cum -seniority 
or selection 
by merit or 
non-selection 


Whether benefit of 
added years of ser 
vice admissible . 


post 


5 


Not applicable . 


Not applicable 


23 
Deputy 07 * (2001) General 
Director * Subject to Central 
(Hindi variation Service 
Teaching dependent Group A 
Scheme) on work load . Gazetted 


Rs . 10 ,000 
325 
15, 200 


Selection 
cum 
seniority 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and cduca - Period of probation , 
tional qualifications pre- if any 
scribed for the direct recruits 
will apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation /absorption and percent 
age of the posts to be filled by various 
methods 


Not applicable 


Not applicable 


Two years for promotees By Promotion failing which by Deputation 


2538 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


[PART I — Sec. 3(1) ] 


12 


In case of recruitment by promotion /deputation / 

If a Departmental Promotion Circumstances in which 
absorption , grades from which promotion /depu 

Committee exists , what is its Union Public Service 
tation /absorption to be made 

composition 

Commission is to be 
consulted in making 

recruitment 
13 

14 
Promotion 

Group A Departmental Consultation with the 
Assistant Director (Language) (Hindi Teaching Scheme) Promotion Committee 

UPSC necessary on each 
with six years regular service in the grade . 

(For Considering Promotion ) occasion 
Note : Where Juniors who have completed their qualifying 1. Chairman /Member, Union 
eligibility service are being considered for promotion , their Public Service Commission 
seniors would also be considered provided they are not short 

- Chaimman 
of the requisite qualifying/ eligibility service by more than 2 . Joint Secretary , Department 
half of such qualifying/ eligibility service or two years , of Official Language . - - Member 
whichever is less, and have successfully completed their 3. Director/Deputy Secretary , 
probation period for promotion to the next higher grade Department of OfficialLangauge 
along with their juniors who have already completed such 

Member 
qualifying/ eligibility service . 
Deputation 
Oſlicers under the Central/ State Governments ; 
( a) (1) holding analogous posts on regular basis ; or 
(1 ) With five years regular service in posts in the 

scale of Rs. 8000 - 13500 or equivalent; or 
(ii) with six years regular service in posts in the 

scale of Rs. 7500 - 12000 or equivalent; or 
( iv ) with eight years regular service in post, in the 

scale of Rs. (6500 - 10 , 500 ) or equivalent; and 
(b ) Possessing the following educational qualifications 

and experience: 
(i) Master s degree of a recognised University or 

equivalent in Hindi with English as a subjcct at 
the degree level; Or 
Master s degrec of a recognised University or 
equivalent in English with Hindi as a subject .at 
the degree level , Or 
Master s degree of a recognised University or 
cquivalent in any subjectwith Hindi and English 
as a subject at the degree level ; Or 
Master s degree of a recognised Univcrsily or 
equivalent in any subject with Hindi mcdium 
and English as a subject at the degree level ; Or 
Master s degree of a recognised University or 
cquivalent in any subject with English medium 

and Hindi as a subject at the degree level. 
( 11) Bachelor s degree in Education from a recognised 

University / Institute or equivalent. 
(1 ) Five years experience of teaching Hindi 

language in any recognised Teaching Institute 
or my Central/State Government/Department. 


[ भाग II - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2539 


- 


- 


- 


12 


The Departmental officers in the feeder category who 

are in the direct line of promotion shall not be 
eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for; appointment 
by promotion. 


(Period of deputation including period of deputation 

in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some 
other organisation Department of the Central 
Govt . shall ordinarily not excecd three years . 
The maximum age limit for appointment by 
deputation shall be not exceeding 56 years as 
on the closing date of receipt of applications.) 

[ No. 14034/2/97 - OL ( Trg.)] 

S. RAMANAN. Under Secy. 
Foot Note: - The Principal Recruitment Rules were published inthe Gazette of India. Part II , Section 3 . Sub- Section (i) vide 
G. S. R. 38 dated 4th December .. 1990 . 

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2001 
सा . का . नि . 407. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा विभाग ( सहायक 
निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग , सहायक निदेशक , ( भाषा), हिन्दी 
शिक्षण योजना भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. राजभाषा विभाग ( सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षक योजना ) भर्ती नियम, 1987 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी 
जाएगी, अर्थात्: 


अनुसूची 


पद का 
नाम 


पदों की 
संख्या 


नहीं 


1 
सहायक 
निदेशक 
( भाषा ) 


2 
55 * 
( 2001 ) 
* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


वर्गीकरण वेतनमान घयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्तीकिए जाने 

सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
या योग्यता के वाले व्यक्तियों के 

फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
आधार पर चयन लिए आयु- सीमा 

(पेंशन ) नियम, 1972 के 
अथवा अचयन पद 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
3 4 5 

7 
केन्द्रीय रु. 7 , 500 चयन- सह - ज्येष्ठता 35 वर्ष से अधिक 
साधारण सेवा, 250 -- 

टिप्पण- 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समूह ख 12,000 

जारी किए गए अनुदेशों या 
राजपत्रित 

आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण- 2 आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए, नियत की गई अंतिम तारीख 


2540 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख, जो 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्या 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई हैं । ) 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


१ 


नहीं 


10 
सीधे भर्तीकिए गए व्यक्तियों 
के लिए दो वर्ष । 


आवश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनि 

वार्य विषय या वैकल्पिक विषय या भाषा पत्र के रूप में 

अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से शिक्षा में 

बैचलर डिग्री या समतुल्य । 
( 3 ) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने का तीन वर्ष का 

अनुभव । 
टिप्पण - 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल 

को आ सकती हैं । 
टिप्पण - 2 अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक 

सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों 

और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं ) जब 
घयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग 
की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उप 

लब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के अधीन किसी शैक्षणिक 

संस्थान में कक्षाएं आयोजित करने का अनुभव । 
( 2 ) संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से हिंदी 

के सिवाय एक भाषा में मैट्रिक स्तर का ज्ञान । 
( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी या 

विपर्ययेन अनुवाद का अनुभव या भाषा विज्ञान में डिप्लोमा 
या समतुल्य । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001 / श्रावण 13, 1923 


2541 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धितियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


12 


11 
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोन्नतिः - ऐसे हिन्दी प्राध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
और ओनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर 

ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में 
भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अहंक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी 
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी 
अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 

अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करती हो । 
प्रतिनियुक्ति : -- 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 6500 - 10500 / - रु . के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष 

नियमित सेवा को हो , और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक 

अर्हताएं और अनुभव है । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम की तारीख 
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


13 


| 


। 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया 
जायेगा 

14 
समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति : 

सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नियुक्त 
( प्रोन्नति/ स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) : 

करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
1 संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग 

अध्यक्ष 
2 निदेशक / उप सचिव , राजभाषा विभाग 

सदस्य 
3. निदेशक ( केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ) 

सदस्य 
निदेशक/ उपसचिव ( गृह मंत्रालय में प्रशासन का - सदस्य 
भार साधक ) 

[ फा . सं.14034/60/ 98 - रा भा . ( प्रशि . ) ] 

एस रमणन, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : -- मूल नियम, भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपखंड (1 ) में सा. का . नि. 745 , तारीख 7 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए 

थे । 


। 


2542 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA 13 , 1923 


PART II — Sec. 3(1)] 


New Delhi, the 16th July , 2001 


G . S . R . 407. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution President 
hereby makes the following rules to amend the Department ofOfficial Language, (Assistant Director, Hindi Teaching 
Scheme) RecruitmentRules , 1987, namely : 


1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, (Assistant 

Director, (Language ) Hindi Teaching Scheme Recruitment (Amendment ) Rules, 2001, 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. In the Department of Official Language, (Assistant Director, Hindi Teaching Scheme) Recruitment Rules , 

1987, for the Schedule , the following schedule shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


Name of 
post 


Number of 
posts 


Classi 
fication 


Scalc of 


pay 


Whether selec - Age limit for 
tion by merit direct recruits 
or selection 
cum - seniority 
or non 
selection post 


Whether benefit of 
added years of ser 
vice admissible un 
der rule 30 of the 
Central Civil Ser 
vices (Pension ) 
Rules, 1972 


2 


3 


No 


Rs. 7500 
250 
12000 


Selection 
cum 
seniority 


Assistant 55* 

Central 
applicable ( 2001) General 
Director * Subject to Service 
(Language) variation Group B 

dependent Gazetted 
on work load . 


Not exceeding 33 years . 
Note 1 : Relaxable for 
Government servant upto 
5 years in accordance with 
the instructions or orders 
issued by the Central Gov 
emment 


Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of appli 
cations from candidates 
in India , (and not the closing 
date prescribed for those in 
Assam ,Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division 
ofChamba District ofHimachal 
Pradesh , Andaman and Nicobaf 
Islands of Lakshdweep ) . 


[ YM II - au 3 ( ) ] 


RET 974147 : 15 4 , 2001 /419U 13, 1923 


2343 


- 


- - 


- 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational qualifi - 
cations prescribed 
for the directrecruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment, 
whether by direct recruit 
ment or by promotion or 
deputation /absorption and 
percentage of the posts to be 
filled by various methods 


8 


9 


10 


NO 


2 years for 
dircet recruits 


Promotion failing which by 
deputation failing both by 
direct recruitment 


Essential : 
(i)Master s degree in Hindi -with English 
as a subject at degree level either as 
compulsory or optional or as a 
language paper from a recognised 
University or equivalent. 


( ii ) Bachelor s Degree in Education from 
a recognised University /Institute or 
equivalent 


( iii ) Threc ycars experience of teaching 
Hindiat Senior Secondary level . 


Note 1: Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in case of candidates otherwise 
well qualified . 


Nolc 2 : The qualification (s) regarding 
experiencc is /are relaxable at the discretion 
of the Union Public Scrvice Commission in 
the case of candidates belonging to 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at 
any stage of selection the Union Public 
Service Commission is of the opinion that 
sufficientnumber or candidates from these 
communities possessing the requisito 
experience are not likely to be available to 
fill up the posts reserved for them . 


Desirable : 


(1) Experience of organising classes in all 
Educational Institution under the Central/ 
State Government 


( 11 ) Knowledge at the level of matriculation 
of one of the languages , other than Hindi, 
Mentioned in the 8th Schedule of the 
Constitution 


( 111) Experience of translation from English to 
Hindi and vice versa or diploma in linguistics 
from a recognised University or cquivalent. 


2268 GI/2001 - - 3 


2544 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13, 1923 


[PART II - SEC, 3 ( 1) ] 


L 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promouon /depu 
tation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists , what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Servicc 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


12 


13 


Promotion : 
Hindi Pradhyapak with three ycars regular service in the 
grade 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
necessary while making 
direct recruitment and 
appointing an officer on 
deputation . 


Group B Departmental 
Promotion Committee 
(For Considering Promotion ) 
Confirmation 
1. Joint Secretary (Official 
Language ) Chairman 
2 . Director/Deputy Secretary 
(Deput . ofOfficial Language . 

Member 
3. Director ( CentralHindi 
Training Institutc ) - Meniber 
+ Director/Deputy Secretary . 
(Inchargc or Adininistration in 
the Ministry of Home Affairs ) 

Menibct 


Notc Where Juniors who have completed their qualifying 
cligibility service are being considered for promotion 
their seniors would also be considered provided they arc 
not short of the requisite qualifying/cligibility servicc 
bymore than half of such qualifying/ eligibility service 
or two cars , ulichever is less , and have successfully 
completcd their probation period for promotion to the next 
lugher gradc along with their juniors who have alrcady 
completed such qualifying/cligibility service. 
Deputation : 
Officers under the Central/State Governments ; 
( a ) (1) holding analogous posts on regular basis; or 
( vi) With three cars regular service in the scale of 

Rs 6500 — 10500 or cquivalent; and 
( b ) possessing the cducational qualiſications and 

experience prescribed for direct recruits under 

column 8 
The Departmental officers in thc fceder category who 

are in the direct line of promotion shall 1101 be 
cligible foi consideration for appointment on 
deputation Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointmentby 

promotion 
( Period of deputation including period of deputation 

in another ci - cadic post held immediately 
preceding thus appointment in the sameor some 
oilci Orgausation /Department of the Central 
Goul shall ordinarily not exceed three years 
Thių manimum nge limit for appointment by 
deputation shall be not cxcecding 56 years as 
on the closing dalc oſ rcccipt of applications ) 


|F. No. 14034 /60 /98 -OL ( Trg )] 

S RAMANAN . Under Sccy. 
Foot Note : — The Principal Recruitment Ruleswere published in thc Gazellc of India , Part II, Sec11011 3 . Sub - scction (1) vide 

Thunber G . S . R 7 + 1 dated 7th August, 1987 , 


[ भाग II - खण्ड 3( i ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001 / श्रावण 13 , 1923 


2545 


नई दिल्ली, 18 जुलाई , 2001 
सा. का . नि . 408. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, हिंदी 
शिक्षण योजना ( हिंदी प्राध्यापक ) भर्ती नियम, 1979 और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं . 14013/12/ 89 
केहिप्रसं, तारीख 13 फरवरी, 1990 द्वारा जारी किए गए गृह मंत्रालय हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी प्राध्यापक ) भर्ती नियम , 1990 को उन बातों के सिवाय 
अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण 
योजना के अधीन हिंदी प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना ( हिंदी प्राध्यापक ) 
भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3 . भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - मीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहता : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग 
या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - पीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए आयु - सीमा 


चयन - सह - ज्येष्ठता 
या योग्यता के 
आधार पर चयन 
अथवा अचयन 


1 


2 


45 


हिन्दी 
प्राध्यापक 


लागू नहीं होता । 


रु. 6500 - 
200-- 
10 ,500 


195 * साधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 
* कार्यभार के समूह " ख " । 
आधार पर अराजपत्रित, 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
टिप्पण - 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण - 2 आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । 


2546 


THE GAZETTE OFINDIA: AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


[ PART II - SEC . 3 ( i)] 


- 


- 


( म कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की 
गई है ) । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि कोई हो 


सेना में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( पेंशन ) 
नियम 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


___ 10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
(1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में 

मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक 
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या भाषा के 

एक प्रश्न - पत्र के रूप में रहा हो या समतुल्य । 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से शिक्षा 

में बैचुलर डिग्री या समतुल्य । 
( u ) सीनियर सैकेण्डरी स्तर तक हिन्दी के अध्यापन का 

दो वर्ष का अनुभव । 
टिप्पणी- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 

लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पणी -2 अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
तब शिथिल की जा सकती है( है ) जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह 
राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के 
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 

की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : 
( i ) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से 

हिन्दी से भिन्न किसी एक भाषा का मैट्रिक स्तर तक का ज्ञान । 
( 1 ) अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद 

का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
संस्था मे भाषा विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य । 


[ भाग II - खण्ड 3(6 ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2547 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलनकिया जाएगा 


तान वष सिमान 


11 

12 
75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 

प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा , जिसके 

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 

( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
हिन्दी प्राध्यापक के पद के रु. 6500 - 10500 ( पुनरीक्षित ) ( i) जिन्होंने 5500 - 9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 
के वेतनमान में उन्नयन से पूर्व रु. 1640- 2900 के पुरीक्षण 

तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और 
पूर्व वेतनमान में इस पद के नियमित धारकों की उपयुक्तता ( ख ) जिनके पास स्तम्भ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
का निर्धारण आरम्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उन्नयित के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । 
पद नियुक्ति के लिए किया जाएगा । यदि उपयुक्त निर्धारित ( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
किया जाता है तो उसे आरंभिक गठन पर उस पद परनियुक्त अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर 
किया गया समझा जाएगा । यदि उन्नयित पेतममान परनियुक्ति के के बास्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं 
लिए " उपयुक्त नहीं "निर्धारित किया जाता है तो वह होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने 
रु . 5500 -9000 के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 

और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया 
जाएगा । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ? 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्शकिया जाएगा । 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. निदेशक , केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष 
2 . अवर सचिव, राजभाषा विभाग 

- सदस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी 

सदस्य 
( केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ) । 


[ फाइल सं . 14034/ 63/ 98 - रा. भा . ( प्रशि. ) ] 

एस . रमणन, अवर सचिव 
New Delhi, the 18th July, 2001 
G . S . R. 408. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the Ministry of Home Affairs, Hindi Teaching Scheme (Hindi Pradhyapak ) Recruitment Rules , 1979 and the 

Ministry of Home Affairs , Hindi Teaching Scheme ( Hindi Pradhyapak) Recruitment Rules , 1990 issued by the Government 
of India , Ministry of Home Affairs , Department of Official Language, vide Notification No . 14013 /12 /89-CHTI, dated , the 
13th February, 1990 , except as respects things donc or omitted to be done before such supersession , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Hindi Pradhyapak under the Hindi Teaching 
Scheme. Departinent of Official Language, Ministry of Home Affairs namely : 

____ 1 Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Ministry of Home Affairs , Department of 
Official Language, Hindi Teaching Scheme(Hindi Pradhyapak ) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 Number of posts , classification and scale of pay. — The number of the said posts , their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these Rules. 


2548 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


(Part II — Sec. 3 (1) ] 


- 


SES 


3 .Method of recruitment, age limit and other qualifications. The method of recruitment, to the said posts, age 
limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns ( 5 ) to (14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualification . — No person 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied , that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or cxpedient so to do , 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons, 

6 . Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex - servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of the post 


Number of posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether sclection bymerit or 
selection -cum -seniority or 
non - selection post . 


(1) 


(5 ) 


Hindi Pradhyapak 


Rs .6500 - 200 

10500 / 


Not applicable 


195* ( 2001) General Central Service 

Group B Non -Gazetted , 

Non -Ministerial. 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


Agc limit for direct recruits . 


Whether benefit Eductional and other qualifications required Whcther age and 
of added years of for direct recruits . 

educational qualifi 
service admissible 

cations prescribed 
under rules 30) of 

for direct recruits 
the Central Civil 

will apply in the 
Services (Pension ) 

case of promotecs 
Rules , 1972 


(6 ) 


No 


Notapplicable 


Not exceeding 30 years . 
Note 1 : Relaxable forGovernment 
servants upto 5 years in accor . 
dance with thc instructions or 
orders issued by thc Central 
Government. 


Essential: 
(i) Masters degree in Hindi with English as 

one of the subject at degrec level cither 
as compulsory or optional or as a 
language paper from a recognised 
University or equivalent, 


Note 2 : The crucial date for dcter 
mining the age - limit shall be the 
closing date for receipt of application 


( ii ) Bachelor s degree in Education from a 

recognised University/ Institute or 
cquivalent. 


[ YTTII — 0153(1) ] 


HRT TW : 3714, 2001/ 144113 , 1923 


2549 


from the candidates in India 
(and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , 
ArunachalPradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State. Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division of 
Chanba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshdweep ). 


(i ) Two years experience of teaching Hindi 
at Senior Secondary level. 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service Com 
mission in case of candidates otherwise well 
qualificd . 
Note 2 : The qualification (s) regarding exper 
ience is /are relaxable at the discretion of the 
Union Public Service Commission in the casc 
of candidates belonging to the Schedule 
Castcs or Scheduled Tribes, if at any stage 
of selection the Union Public Service Commis 
sion is of the opinion that sufficient number 
of candidates from these communities possess 
ing the requisitc expericnce are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them , 
Desirable : 
( i) Knowledge at the level of Matriculation . 

of one of the languages, other than Hindi, 
mentioned in the 8th Schedule to the 

constitution . 
( ii) Experience of translation from English to 

Hindiand vice - versa or diploma in linguis 
lics from a recogniscd University / Institu 
tion or equivalent. 


Period of probation Method of recruitment whether by direct rec - 

ruitment or by promotion or by deputation / 
absorption and percentage of the posts to be 
filled by various methods 


In case of recruitment by promotion / deputation 
absorption , grades from which promotion /depu 
tation /absorption to be made 


( 10 ) 


( 11 ) 


( 12) 


2 years 


75 per cent by direct recruitment. 

Deputation / Absorption : 
25 per cent by deputation /absorption failing Officers under theCentral/State Governments . 
wluch by direct recruitment. 

(a )(1) Holding Analogous posts on regular 
The suitability of the regular holder of the basis , or 
posts of Hindi Pradhyapak in the pre - revised ( 11 )With three years regular service in posts 
scale of Rs. 1610 - 2900 prior to upgradation in the scale of Rs. 5500 - 9900 or equivalent; and 
of this post in the scale of Rs. 
6500 - 10500 (Revised ) shall be iniually 

(b ) Possessing the educational qualılications 
assessed by the Departmental Promotion and cyperience prescribed for direct recruits 
Committee for appointment to the upgraded under column ( 8 ) 
post. If assessed suitable , he shall be deemed (Period of deputation including period of 
to have been appointed to thc post at the deputation in another ex -cadre post held 
initial constitution . If assesscd ‘Not suitable immcdiately preceding this appointment in the 
for appointment to the upgraded scalç of samc or some other organisation /deparımcnt of 
pay he shall continue to be in the revised the Central Government shall ordinarily not 
scale of Rs. 5500 - 9000 and his casc 

exceed three years . The maximum age limit for 
shall be revicwed every ycar. 

appointment by dcputation shall be not 
cxceeding 56 years as on the closing date of the 
receipt of applications ) 


2550 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II -- Sec. 3 (1)] 


If a Departmental Promotion Committee exists , 
what is its composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment 


(13) 
Group B Departmental Promotion Committee : 
Director , Central Hindi Training Institute 

Chairman 
Under Secretary , Department of Official Language - Member 
Administrative Officer , Central Hindi Training Institute - Member 


Consultation with Union Public Service Com 
mission necessary on each occasion . 


[ FileNo. 14034/ 63/98- OL ( Trg. ] 

S. RAMANAN, Under Secy. 


गृह मंत्रालय 
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय 

नई दिल्ली , 19 जुलाई , 2001 
सा . का . नि . 409. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का 
कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में ( संकलनकर्ता) भर्ती नियम, 2000 में संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के 
कार्यालय ( संकलनकर्ता) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2001 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय ( संकलनकर्ता ) 
भर्ती नियम, 2000 से सम्बन्धित अनुसूची के कालम 7 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" 25 वर्ष तक ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की 
जा सकती है ) । 

टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तारीख होगी । ( असम , मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू और कश्मीर राज्य का लदाख डिवीजन , 
हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रहने वाले 
अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख उससे भिन्न होगी) । " 

[ फाइल सं. ए- 16011/21/ 2000 - प्रशा.- II ] 

डी. एस. सैनी, अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल नियमों को दिनांक 20 - 1 - 2001 को भारत के राजपत्र संख्या जी. एस . आर. 32 में प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

___ New Delhi, the 19thJuly, 2001 
G . S . R . 409. - In cxercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of 
Census Operations in States and Union Territories ( Compiler ) RecruitmentRules, 2000 , namely : - - 

1. (1 ) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census 
Operations in States and Union Territories (Compiler ) Recruitment ( Amendment) Rules , 2001 , 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ]] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2551 


- 


- 


- 


2. In the Schedule to the Office of the Registrar Gencral, India and the Offices of the Directors of Cansus 
Operations in States and Union Territories (Compiler) Recruitment Rules, 2000 , in column ( 7 ), for the existing entrics , the 
following entries shall be substituted , namely : 


" Upto 25 years . (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders 
issucd by the Central Government). 


Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from 
candidates except for other than those in Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland, Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir Statc, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep . " 


E. No . A - 16011/ 21/ 2000 - Ad . II ] 


D . S . SAINI, Under Secy. 


Note :-- The principal rules were published in the Gazellc of India vide number G , S. R . 32 dated 20 - 1- 2001, 


नई दिल्ली, 23 जुलाई , 2001 
सा. का . नि . 410 . -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के महारजिस्ट्रार का 
कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग तथा साथ ही राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों 
में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड -1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित 
जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय ( सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I ) भर्ती, नियम , 2001 होगा । 

( 2 ) थे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना : - ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, कलकत्ता स्थित भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का भाषा प्रभाग तथा 
प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड - 1 के पदों पर लागू होंगे । 


3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


4 . भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा शैक्षिक अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त 
पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति -- 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6 . शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह, उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


7 . व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


2268 GI/ 2001 - 4 


2552 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


PART 11.- Sec, 3 (1)] 


- - - 


- 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


क्या चयन गुणावगुण या चयन 
सह- परिष्ठता के अनुसार है 


1 
सांख्यिकीय अन्वेषक 142 *( 2001 ) 
ग्रेड - 1 


3 
सामान्य केन्द्रीय सेक 
, राजपत्रित, अननुसचिवीण 


6500 - 200 - 10500 रुपये 


खयन - सह - अरिष्ठता 


* कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । 


- 


- 


- 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


8 


सीधे भती किए जाने पानांदतयों के लिए सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
आयु सीमा 

कायदा के सिविल 
खेया ( पेंशन ) नियमावली 
1978 के निलप 30 के 

अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
6 
30 वर्ष से अनधिक 

नहीं 
टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की 
जा मकती है । 
टिप्पणी 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों 
से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 
होगी, ( असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैण्ड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का 
लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल 
एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी 
सब डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह 
या लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 
नियत की गई अन्तिम तारीख नहीं । ) 


अनिवार्य : 
(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से 

सांख्यिकी अथवा गणित ( सांख्यिकी सहित ) अथवा अर्थ 
शास्त्र ( सांख्यिकी सहित ) अथवा वाणिज्य ( सांख्यिकी 

सहित ) में स्नातकोत्तर डिग्री । 
टिप्पणी : अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


वांछनीय : 
( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से 

सांख्यिकी अथवा गणित ( सांख्यिकी सहित ) अथवा 
अर्थशास्त्र ( सांख्यिकी सहित ) अथवा वाणिज्य ( सांख्यिकी 

सहित ) में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री । 
( ii ) सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रण, सारणीकरण, विश्लेषण 

और व्याख्या करने में दो वर्ष का अनुभव रखते हों । 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि , 
व्यक्तियों के लिए विहित यदि कोई हो 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नति पाने वालों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 

10 
आयु : नहीं 

सीधी भर्ती किए गए 
शैक्षिक अर्हताएं : नहीं व्यक्तियों के लिए 2 
कम से कम मैट्रिक हो वर्ष 


भर्ती की पद्धति , भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा 
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा और विभिन्न आमेलन किया जाएगा 
पद्धतियों से भरी जामे वाली 
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 

12 
( 1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति : इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा 
जिसके न हो सकने पर वाले सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड - II ( तत्कालीन 
प्रतिनियुक्ति द्वारा 

अन्वेषक ) । 
(ii ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 

की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने 


11 


साहारा 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारतका राजपत्र : अगस्त 4 . 2001/ श्रावण 1: 


2553 


___ 12 

अर्हक / पागता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे 
अरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा 
बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा 
की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, 
इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने 
अहंक/ पात्रतासेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा अधि सफलतापूर्वक पर्ण की हो । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के ऐसे 
अधिकारी : 
( क ) (i ) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर 
सदृश पद धारण किए हों ; अथवा 
( ii ) जिन्होंने 5500 - 175 - 9000 रु . या समतुल्य 
वेतनमान में अपने मूल संवर्ग में नियुक्ति के पश्चात् 
ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और 
( ख ) जो (i ) कालम 8 के अधीन सीधे भर्तीकिए 
जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक 
अर्हताएं ; और 
( ii ) सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रण, सारणीकरण , 
विश्लेषण और व्याख्या करने में दो वर्ष का अनुभव 
रखते हों । 
( फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी लाइन में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , 
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । केन्द्रीय 
सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति 
से तुरन्त पहले धारत किसी अन्य सवर्ग -बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की 
अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी पंरचना 


भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 

14 
सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी 
की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श लेना आवश्यक है । 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति / स्थायीकरण पर विचार करने 
के लिए ) 
1 . भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष 
1 2 भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार - सदस्य 
3. उप निदेशक ( प्रशासन ), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सदस्य 


[ फा , सं. ए- 16011/25/ 2000 - प्रशा. II ] 
जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 


** 4 


TIF GAZETTE OF INDIA . AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


Part II - -Sec . 3 (1) ] 


New Delhi, the 23rd July, 2001 


G . S . R . 410 . — 1 :14 sercise of ihe powers conferredby the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
herebymakes the following rules regulating themethod of recruitment to the posts of Statistical Investigator Grade -I in the 
office of the Registrar General , India the Language Division of the Offfice of the Registrar General, India as well as all 
the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories namely : 


1. Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the 
Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Terntories (Statistical Investigator Grade-I) Recruitment 
Rules , 2001. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 


2. Application . These rules shall apply to the posts of Statistical Investigator Grade-I in the Office of the 
Registrar General, India , the Language Division of the said Office of the Registrar General, India located at Calcutta , and 
cach of the Offices of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories 


3 . Number of the Posts, classification and scale of pay. - - The number of the said posts , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 10 4 of the Schedule aforesaid . 


4 . Method of recruitment, age limit educational qualifications , etc . — Themethod of recrutment, age limit , 
cducational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said 
Schedule 


5 . Disqualification .-- No person , - 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 


( b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post 


Provided that the CentralGovernment may, if satisficd , that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule 

6 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order , for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons 


7 . Saving Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessionsrequired 
10 be provided candidates belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , other backward classes and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard 


0) 


SCHEDULE 


Name of the post 


Number of post 


Classification 


Scale of pay 


Whcther sclection - cum 
seniority /sclection by merit 


(2 ) 


(3) 


Selection - cum - seniority 


Statistical Investigator 142 * ( 2001) Gencral Central Service Rs 6500 - 200 - 
Grade - I 

* Subject to variation Group B Gazetted , 10500 / 
dcpendent on workload Non -Ministerial. 


[ 4T II - 443(1) ] 


HEKT T14141 : 37114, 2001 / 11413 , 1923 


2555 


Age limit for direct recruits . 


Whether benefit Eductional qualification and other 
of added years of qualifications required for direct recruits. 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules, 1972 


Whether age and 
educational qualifi 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of Promotees 


No. 


Not exceeding 30 years . 
Note 1 : Relaxable forGovernment 
Servants upto 5 (Five ) years in 
accordance with the instructions 
or orders issued by the Central 
Government. 
Note 2 : The crucial date for deter 
mining the age - limit shall be the 
closing date for receipt of appli 
cations from the candidates in India 
(and not the closing date prescribed 
for thosc in Assam , Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Şub -Division of 
Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshdweep ) . 


Essential; 

Age : No 
(i) Master s Degree in Statistics or Educational Qulifi 

Mathematics ( with Statistics ) or Economics cations ; No 
(with Statistics) or Commerce (with Subject to the mini 
Statistics) of a recognised University or mim qualification of 
equivalent. 

Matriculation . 
Note : - Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in case of candidates otherwise 
well qualified 
Desirable : 
(1) Second Class Master s Degree in Statistics 
or Mathematics (with Statistics) or Economics 
(with Statistics ) or Commcrec (with Statistics ) 
of a recognised University or equivalent. 
( ü ) Two years experience in collection , tabu 
lation , analysis and interpretation of Statistical 
data . 


Period of probation , Mcthod of recruitment, whether by direct In case of recruitment by promotion / deputation / 
if any 

recruitment or by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion /deputa 
absorption and percentage of the post to be tion /absorption to be made 
filled by various methods 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) 


2 years for direct 
recruits . 


(i) 50 % by promotion failing which by 
deputation , 
(ii) 50 % by direct recruitment. 


Promotion : 
Statistical Investigator Grade -II 
(Erstwhile Investigator) with three years regular 
service in the grade . 
Note : Where juniors who have completed their 
qualifying / eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consi 
dered provided they are not short of the requisite 
qualifying / cligibility service by more than half of 
such qualifying eligibility service or two years , 
whichever is less , and have successfully com 
pleted their probation period for promotion to the 
next higher grade alongwith their juniors who 
have already completed such qualifying eligibility 
service . 


2556 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II — Sec, 3 (1)] 


- 


(12) 


Deputation 
Officers of the Central State Goverminents 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis 
in the parent cadre /department; or 


(1 )with 3 ( Three ) years service in the grade 
rendered after appointment thereto on a regular 
basis in the scale of pay of Rs. 5500 - 175 - 9000 
or equivalent in the parent cadre department; 
and 


(6 ) possessing (i ) the educational qualifications 
prescribed for direct recruits under Column 8 and 
(ü ) two years experience in Collection , Tabulation , 
Analysis and interpretation of Statistical data . 


( The departmental officers in the fecder 
category who are in the direct line of pro 
motion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . Similarly, deputationists 
shall not be eligible for consideration for appoint 
ment by promotion (period of deputation including 
period of deputation in another ex -cadre post held 
immediately proceeding this appointment in the same 
or some other organisation /departmen of the Central 
Government shall :ordinarily not exceed three years , 
The maximum age limit for appointment by deputation 
shall be nyiexceeding fifty six ycars as on the closing 
date of receipt of applications). 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
Tecnitment 


(14 ) 


Group B Departmental Promotion Committee 
( for considering promotion /confirmation ) 
1 . Registrar General, India 
2 . Joint Registrar General, India 
3. Deputy Director ( Administration ), Office of the 

Registrar General, India . 


Consultation with Union Public Service 
Commission is necessary while making direct 
recruitment and appointing an officer on 
deputation . 


- Chainnan 
- Member 
-- -Member 


[File No. 16011/25/200- Ad. 11 ] 


J. K , BANTHIA , Registrar General, India , 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2557 


नई दिल्ली, 26 जुलाई , 2001 


सा . का . नि . 411- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बरा 
मुख्यालय समूह क ( ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ( गैर योधक ) भर्तीनियम , 1990 , सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह " ख " राजपत्रित प्रशासनिक 
अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी ( अयोधक ) अतो नि ! 1995 और महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल ( सहायक ) भर्तीनियम, 1989 को उन बातों के 
सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है , सीमा सुरक्षा बल महाभिदेशालय के मुख्यालय 
में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, सहायक ( अयोधक ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह " क " और " " Ex ; अयोक भर्ती 
नियम , 2001 है । 

( 2 ) से शमपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद -संख्या, वारण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण आरै उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के 
स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा, और अहंताएं आदिः उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति , 
( क ) जिसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अमुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधर हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे 
में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति .... इन नियमों की कोई भी बात , ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और 
अन्य विशेप प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान योग्यता के आधार सीधे भर्ती किए आने वाले 

पर चयन अथवा व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा 
चयन सह ज्येष्ठता 
या अचयन पद . 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा 
सेवा (पेंशन ) 
नियम, 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


7 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1 2 

3 
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक 1 *( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 
अधिकारी _ कार्यभार के सेवा समूह क 

आधार पर राजपत्रित , 
परिवर्तन ( अनुसचिवीय ) 
किया जा सकता 


10 , 000 - 325 - 
15 ,200 रु. 


चयन- सह 
ज्येष्ठता 


2558 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[ PART II -~-SEc . 3(i)] 


- - - - 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 
दो वर्ष 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे 
जाने वाले पदो की प्रतिशतता 


12 


11 
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


प्रोन्नति : ऐसा प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी जिसने उस श्रेणी में आठ 
वर्षनियमित सेवा की हो । 


टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता 
सेवा पुरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की 
गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो 
वर्ष मे, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 

( ii ) जिन्होंने 8000 -13500 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष 
नियमित सेवा की है । 


( iii ) जिन्होंने 6500 - 10500 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष 
नियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : 

(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 
( ii ) प्रशासन , लेखा और स्थापन मामलों में पांच वर्ष का अनुभव । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ]] भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 

- 2359 . 
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किम परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा । 


__ 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति ) 
के संबंध में विचार करने के लिए 
1. अध्यक्ष/ सदस्य 

--- अध्यक्ष 
संघ लोक सेवा आयोग 
2. महानिरीक्षक 

- सदस्य 
सीमा सुरक्षा बल 
( महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा 

नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ) 
3. उप सचिव ( केन्द्रीय पुलिस संगठन ) – सदस्य 

गृह मंत्रालय 
4. उप महानिरीक्षक ( कार्मिक ) 

सीमा सुरक्षा बल 


३ 


45 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


2 . प्रशासनिक 10 * ( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 6500 - 200 - 
अधिकारी / 

सेवा समूह ख 10 , 500 रु. 
अनुभाग 

सजपत्रित , 
अधिकारी 

( अननुसचिवीय ) 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन 
किया जा सकता है । 
प्रशासनिक अधिकारी - 02 पद 
अनुभाग अधिकारी -08 पद 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रोप्रति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


प्रोन्नति : ऐमा सहायक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा ही है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता 
सेवा पुरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक/ पात्रता मेवा के आधे से अधिक या दो 
वर्ष मे, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हकापात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


2268 GI/ 2001 - 5 


2560 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


(PART II — SEC, 3 (1)] 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड लिपिकीय सेवा /वायु सेना 
मुख्यालय सिविल सेवा/ आई एफ एस " बी " और केन्द्रीय पुलिस संगठन के ऐसे 

अधिकारी : 
( क ) (j ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 

( ii ) जिन्होंने सहायक के पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की हो , और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : 

( 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 
(ii ) प्रशासन, लेखा और स्थापन मामलों में पांच वर्ष का अनुभव । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरका के मी या फिसी 
अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पाहय 
पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष स अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं हैं । 


-- - अध्यक्ष 


- सदस्य 


13 
समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) 
1. महानिरीक्षक ( प्रशासन ) 

सीमा सुरक्षा बल 
2. उप महानिरीक्षक ( कार्मिक ) 

मोमा सुरक्षा बल 
3. उप महानिरीक्षक 

सीमा सुरक्षा बल 
( जो महानिदेशक , सीमा सुरक्षा बल द्वारा 

नाम निर्दिष्ट किया जाएगा । ) 
4 . कमाण्डेंट ( स्टाफ ) 

सीमा सुरक्षा बल 


- सदस्य 


- सदस्य 


___ 
4 


5 


t 


3 . सहायक 


अचयन 


. 


30 *( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 - 

सेवा समूह ख 9000 रु. 
अराजपत्रित , 
( अननुसथिवीय ) । 


आयु सीमा वही होगी जो लागू नहीं होता 
सरकार द्वारा समय - समय पर 
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 
संचालित सहायक श्रेणी परीक्षा 
के नियमों में उपबंधित की जाए । 


*( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन 
किया जा सकता है ।) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2561 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


___ 10 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


शैक्षिक अर्हताएं , परीक्षा की योजना, आदि, वही होंगी 
जो सरकार द्वारा समय - समय पर कर्मचारी चयन आयोग 
द्वारा संचालित परीक्षा के नियमों में उपबंधित किए जाएं । 


सीधी भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


11 


12 


60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 

प्रोन्नति : - ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्षनियमित सेवा 

की है । 
40% सीधी भर्ती 

टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
सेवा पुरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यतियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
घ्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर 
ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : ( क ) (i ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा रेलवे बोर्ड लिपिकीय सेवा/वायु 
सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा / आई एफ एस समूह " ख "/ केन्द्रीय पुलिस संगठन 
के ऐसे सहायक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । 

( ii ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/रेलवे बोर्ड लिपिकीय सेवा/ वायु सेना 
मुख्यालय लिपिकीय सेवा / आईएफएस समूह " ख "/ केन्द्रीय पुलिस संगठन के ऐसे 
उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : --- 

( i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 

( ii ) प्रशासन , लेखा और स्थापना मामलों में पांच वर्ष का अनुभव । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विधार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य 
पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


14 


संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श करना 
आवश्यक नहीं हैं । 


13 
समूह " ख "विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) 
1. महानिरीक्षक ( प्रशासन ) 

सीमा सुरक्षा बल 
2. उप महानिरीक्षक ( कार्मिक ) 

सीमा सुरक्षा बल 


अध्यक्ष 


- सदस्य 


2362 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


JA 13, 1923 


PARTII — SEC. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


13 


- सदस्य 


3 . उप महानिरीक्षक 

ity AT1 
( जो महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा 
नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ।) 


- सदस्य 


4 , 49103T ( 214 ) 

सीमा सुरक्षा बल 


[ 97. F . 12019 /1/ 2000 -RIA TAY ] 

Q . Car , 39972 HR ( - III ) 


New Delhi, the 26th July , 2001 


G .S .R 411. — Tn exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in superses 
sion of the Border Security Force Headquarters, Group A (Senior Administrative Officer) (Non - Combatised ) Recruitment 
Rules, 1990 , the Border Security Force , Headquarters Group B Gazetted Administrative Officer /Section Officer 
(Non -Combatised ) Recruitment Rules, 1995 and the Directorate General , Border Security Force (Assistant) Recruitment 
Rules. 1989 xcsnt ne respects things done or omitted to be done before such supersession , the President herchy makes 
the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Administrative Officer, Administrative 
Officer/Section , Officer, Assistant, (Non -combatised ) in the Directorate General Border Security Force Headquarters , 
namely : 


1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be called the Border Security Force Headquarters 
Group A and B posts , non -combatised Recruitment Rules , 2001 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 


2 . Number of posts . Classification and scale of pay. — The number of the said posts , their classification and the 
scales of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of the said Schedule. 


3 . Method of recruitment, age limit, qualification , etc. -- The method of recruitment to the said posts, age limit , 
qualifications and other matters relating therсto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ,) of the said schedule . 


4 . Disqualifications. — No parson , - 
(a )who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b )who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post , 


Provided that the Central Goverment may, if satisfied , that such marriage is permissible under the personal. Law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of these rules. 


5 . Power to relax . where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may 
by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6 Savings . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Ex - servicemen and other special categories of persons 
in accordance with the orders issued by the Central Government from timeto time in this regard . 


( 11 11 - 053( i) ] 


YRGT 


797 : STFRI 4 , 2001/ 891979 13 , 1923 


2563 


- 


SCHEDULE 


Name of the post 


Number of posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether selection by merit or 
selection -cum -seniority or 

non -selection post 


( 1 ) 


(5 ) 


Rs. 10 .000 - 325 
15 ,200/ 


1 . Senior Administrative 1 * (One ) General Central Service 
Officer 

(2001) 

Group A Gazetted , 
* Subject to variation (Ministerial) 
dependent on workload . 


Selection - cum 

Seniority 


Age limits for direct recruits . 


Whether benefit Eductional and other qualifications required Whether age and 
of added years of for direct recruits . 

educational qualifi 
service admissible 

cations prescribed 
under rules 30 of 

for direct recruits 
the Central Civil 

will apply in the 
Service (Pension ) 

case of promotees 
Rules , 1972 


Not applicable 


Not applicable 


Notapplicable 


Not applicable 


Period of probation Method of recruitmentwhether by direct rec - 
if any 

ruitment or by promotion or by deputation 
absorption and percentage of the posts to be 
filled by variousmethods 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion /depu 
tation /absorption to be made 


( 10 ) 


(11 ) 


Promotion failing which by deputation 


2 years for 
promotecs 


Promotion : 
Administrative Officer /Section Officer 
with eight years regular service in the grade . 
Note : Where Juniors who have completed their 
qualifying/eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be 
considered provided they arc not short of the 
requisite qualifying / eligibility service by more than 
half of such qualifying / eligibility service or two 
years , whichever is less, and have sucessfully 
completed their probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith their Juniors who 
have already completed such qualifying / eligibility 
service . 
Deputation : 
Officers of the Central Government; 
( a ) (1) Holding Analogous posts on regular 

basis , or 


2564 _ _ 


2564 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II --- Sec. 3(1) ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


(ii) With five years regular service in posts 

in the scale of Rs.8000 - 13500 or 

equivalent, or 
( ii ) With eight years regular service in post 

in the scale of Rs. 6500 - 10500 or 

equivalent; and 
(6 ) Possessing the following educational 

qualifications and experience : 
1) Degree of a recognised university or 

equivalent. 
( ii) five years experience of administration , 

Accounts and Establishmentmatters . 
( The departmental Officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not be 
eligible for consideration for appointment on 
deputation Similarly , deputationist shall not be 
eligible for consideration for appointment by 
promotion Period of deputation including period 
of deputation in another Ex - Cadre post held 
immediatcly preceding this appointment in the samc 
or some other organisation /department of the 
CentralGovernment shall ordinarily not exceed three 
years. The maximum age limit for appointmentby 
deputation shall be not exceeding 56 years as on 
the closing date of the receipt of applications.) 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment 


(13 ) 


Consultation with the Union Public Service 
Commission necessary on each occasion 


Group A Departmental Promotion 
Committee (for considering Promotion ): 
1. Chaimman / Member Union Public Service Commission Choinnan 
2 . Inspector General, Border Security Force , 

-Member 
( To be nominated by Director General, Border Security Force ) 
3. Deputy Secretary, (Central Police Organisation ), 
Ministry of Home Affairs 

- Member 
+ . Deputy Inspector General, (Personnel) 
Border Security Force 

- Member 


(2 ) 


(4 ) 


(5) 


10 * 


2 . Administrative 
Officer /Section 
Officer 


Selection -cum 

Seniority 


General Central Service Rs.65,00 -200 
( 2001) 

Group B Gazetted , 10 ,500 

Ministerial. 
* Subject to variation 

dependent on workload 
( Administrative Officer - 02 Posts 
Section Of 

— 08 Posts ) 


[ WT 


-U 


3 


(i) ] 


RT 


49 : TITRI 4 , 2001/ 100 13 , 1923 


2565 


6 ) 


TUTTO 


VITA YLLO 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


(10 ) 


(11) 


Not applicable 


Promotion failing which by deputation . 


Promotion : 
Assistant with eight years regular service in the 
grade. 
Note : Where Juniors who have completed thçir 
qualifying/eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consid 
ered provided they are not short of the requisite 
qualifying /eligibility service by more than half of 
such qualifying/eligibility service or two years , 
whichever is less , and have successfully com 
pleted their probation period for promotion to the 
next higher grade alongwith their juniors who have 
already completed such qualifying/eligibility 
service . 
Deputation : 
Officers of the Central Secretariat Service /Railway 
Board clerical Service/AFHQ Civil Service /IFS B 
and Central Police Organisations ; 
( a ) (i) Holding Analogous Posts on Regular basis ; 

OR 
( ii) With eight years regular service in the posts 

of assistant; and 
(b ) Possessing the following educational 

qualifications and experience ; 
(i) Degree of a recognised university or equiva 

lent; 
( ii) Two years experience of administration , 

accounts and establishment matters . 
( The Departmental Officers in the feeder 
Category who are in the direct line of pro 
motion shall not be eligible for consider 
ation for appointmenton deputation . Simi 
larly, Deputationists shall not be eligible 
for consideration for appointmentby pro 
motion ( Period of deputation including 
period of deputation in another ex -cadre 
post held immediately preceding this ap 
pointment in the same or some other 
organisation /department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed 
three years . The maximum age limit for 
appointment by deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications ). 


2566 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


UW 


( 14 ) 
Consutation with the Union Public Service Com 
mission not necessary. 


- Chairman 


( 13 ) 
Group B Departmental Promotion 
Committee (for considering Promotion ) : 
1. Inspector General, (Administration ) Border 
Security Force 
2 . Deputy Inspector General , (Personnel ) 
Border Security Force 
3 . Deputy Inspector General, Border Security 
Force ( To be nominated by Director General, 
Border Security Force ) 
4 . Commandant (Staff) 
Border Security Force 


- Member 


- Member 


- -Member 


(1 ) 


(2) 


(3) 


3 . Assistant 


Non Selection 


30 * General Central Service Rs. 5500 -175 

(2001) Group B Non -Gazetted , 9000 
* Subject to variation Ministerial. 
dependent on workload . 


(6 ) 


(8 ) 


Not applicable 


Not applicable 


The age limit shall be such 
as may be provided by the 
Government from time to time 
in the rules of Assistants 
grade examination conducted 
by the Staff Selection Commis 
sion . 


The educational qualifications, plan of 
examinations etc ., shall be such as may 
be provided by the Government from 
time to time in the rules of Assistants 
grade examunation conducted by the 
Staff Selection Commission . 


( 10 ) 


( 11) 


Two years for 
Direct recruits 
and promotees. 


60 % promotion failing which by deputation . 
40 % direct recruitment, 


( 12 ) 
Promotion : 
Upper Division Clerks with five years regular 
service in the grade. 
Note : where Juniors who have completed their 
qualifying/ eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be 
considered provided they are not short of the 
requisite qualifying / eligibility service by more 
than half of such qualifying / eligibility service or 
two years , whichever is less , and have 
successfully completed their probation period for 
promotion to the next higher grade alongwith 
their Juniors who have already completed such 


[ 4771 - 643(i) ) 


TUTTM97 : 778 4 , 2001/87199 13 , 1923 


2567 


( 12 ) 
qualifying /eligibility service . 
Deputation : 
(a ) Assistants of Central Secretariat Service / 

Railway Board Clerical Service /AFHQ 
clerical service/ IFS Group B / Central 
Police Organisation holding the posts 
on regular basis ; 

OR 
(ü ) Upper Division Clerks of Central 

Secretariat Clerical Service /Railway Board 

Clerical Service /AFHQ Clerical 
Servicc /IFS Group B / Central 
Police Organisation with fivc years 

regular service in the grade ; and 
(6 ) Possessing the following cducational 

qualifications and experience : 
(1 ) Degree of a recognised university or 

equivalent, 
( ii) Two years experience of administration , 

Accounts and establishmentmatters. 
( The departmental Officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not be 
eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not be 
eligible for consideration for appointment by 
promotion Period of deputation including period 
of deputation in another Ex - Cadre post held 
immediately procccding this appointment in the 
same or some other organisation / department of the 
Central Government shall ordinarily not exceed three 
years. The maximum age limit ſor appointmentby 
deputation shall be not exceeding 56 years as on 
the closing date of the receipt of applications.) 


(14 ) 


Consultation with the Union Public Service Com 
mission not necessary . 


Chairman 


- - Member 


Group B Departmental Promotion Committee 
( ſor considering Promotion /confirmation ): 
1. Inspector General, (Administration ) Border 

Security Force, 
2. Deputy Inspector General, (Personnel ) 

Border Sccurity Force 
3. Deputy Inspector General, ( To be 

nominated by Director General, 

Border Security Force ) 
# Conimandant (Staff ) 

Border Security Force 


- Member 


- Member 


[File No . 12019/1/2000 - Staff/BSF ] 
A BHATTACHARYYA . Under Secy . (Pers -III ) 


2268 G1/2001 - 6 


2568 


THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 4, 2001/ SRAVANA 13 , 1923 


[ PART II - SEC . 3(i) ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001 
सा . का . नि . 412. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर निदेशालय 
( तंत्र ) उपनिदेशक/ कम्प्यूटर प्रबंधक, सहायक निदेशक तंत्र विश्लेषक और क्रमादेशक भर्ती नियम, 1989 को उन बातों जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व 
किया गया है या करने से लोप किया गया है के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, आयकर निदेशालय ( तंत्र ) के कार्यालय में संयुक्त निदेशक ( तंत्र ), 
उपनिदेशक ( तंत्र ) के कार्यालय में संयुक्त निदेशक ( तंत्र ) उप निदेशक ( तंत्र ) और सहायक निदेशक ( तंत्र ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर निदेशालय ( तंत्र ) के कार्यालय में संयुक्त निदेशक ( तंत्र ) , उप 
निदेशक (तंत्र ) और सहायक निदेशक ( तंत्र) के भर्ती नियम , 2001 कहलाएंगे । 

( 2). ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से सम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे 
मंबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अमुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह को संविदा की है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पद का नाम 


वगीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन सह - ज्येष्ठता या 
योग्यता के आधार पर 
चयन अथवा अचयन 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


3 


5 * 


45 वर्ष से अधिक नहीं 


1. संयुक्त 
निदेशक, मंत्र 


साधारण केन्द्रीय 12000 -375 
सेवा, समूह क 16500 रुपये 
राजपत्रित 


योग्यता के आधार पर 
चयन 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


भाग II - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


256 ) 


6 
टिप्पणी 1 : ( केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पणी 2 : आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई 
अन्तिम तारीख होगी । ( न कि 
यह अंतिम तारीख जो असम, 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड , 
त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू और 
कश्मीर राज्य का लद्दाख 
खण्ड , हिमाचल प्रदेश का 
लाहौल एवं स्पीति जिला और 
चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड , 
अण्डमान एवं निकोबार 
द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की 
गई है ) । 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो । 


सेवा मे जोडे 
गए वर्षों का 
फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
( पेशन ) 
नियम, 1972 
के नियम 30 
के अधीन 
अनुज्ञेय है 
या नहीं 


सीधे भर्ती 
किए जाने 
वाले व्यक्तियों 
के लिए 
अपेक्षित 
शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए 
आने वाले 
व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और 
शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू 
होंगी या नहीं 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती मीधे 
होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदो की 
प्रतिशतता 


7 


9 


___ 10 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : - - 

आयु : नहीं 

सीधे भर्ती किए गए प्रोन्नति जिसकी असफलता 
( क ) (1 ) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक अर्हताएं : हां व्यक्तियों के लिए एक वर्ष पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 
विश्वविद्यालय मे कम्प्यूटर उप - शैक्षिक अर्हता : 

दोनों के न हो मकने पर 
योजन/ कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर ( 1) केवल ऐसे विद्यमान पद 

सीधी भर्ती द्वारा 
डिग्री या मास्टर आफ टेक्नोलाजी धारी जो उपनिदेशक ( तंत्र ) के 
( एम टेक ) कम्प्यूटर उपयोजन में पदों को अधिसूचना की 
विशेषता सहित ) या इंजीनियरी/ तारीख को नियमित आधार पर पद 


2570 


THE GAZETTE OF INDIA AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13, 1923 


[ PART II - - SEC 3(1) ] 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर धारण किए हुए हैं , इस अपेक्षा से छूट 
प्रौद्योगिकी में बैचलर आफ प्राप्त कर सकेंगे । 
इजीनियरी( बी ई ) बैचलर आफ 
टैक्नोलाजी ( बी टैक ) या समतुल्य 
( 1 ) इलैक्ट्रानिक आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 8 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम 4 वर्ष 
का अनुभव, कम्प्यूटरीकृत सूचना 
भंडार और प्रतिनयन तंत्र की 
अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थिति करने में हो 

या 
( ख ) ( 1) किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
उपयोजन / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री 


या 


इलैक्ट्रानिक / इलैक्ट्रानिक और 
संचार इंजीनियरी में डिग्री या 
समतुल्य । 
( 1 ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 10 वर्ष का 
अनुभव जिसमे कम से कम पांच 
वर्ष का अनभुव कम्प्यूटरीकृत 
सूचना भंडारण और प्रतिनयन तंत्र 
की अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थिति करने में हो , 

या 
( ग ) ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या 
समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से इंजिनियरी डिग्री 
या समतुल्य । 
( ग ) ( 1 ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 12 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम छह 
वर्ष का अनुभष कम्प्यूटरीकृत 
सूचना भंडारण और प्रतिनयन तंत्र 
को अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थित करने में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : -- अर्हताएं अन्यथा 
मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 


[ भाग II - - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2571 


8 


टिप्पणी 2 : -- अनुभव संबंधी 
अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में तब 
शिथिल की जा सकती है । ( है ) 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ 
लोक सेवा आयोग की यह राय है 
कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलम किया 
जाएगा । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी 
संरचना 


भर्ती करने में किन 
परिस्थियों में संघ लोक 
संघ सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


12 


__ 13 


सषलाक सय 


14 
प्रोन्नति : ऐसे उप निदेशक ( तंत्र ) जिन्होंने उस श्रेणी में प्रोन्नति के लिए समूह " क " विभागीय प्रोन्नति सीधे भर्ती किए जाते समय 
5 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर निदेशक समिति ( वि . प्रो . स. ) 

संघ लोक सेवा आयोग से 
( तंत्र ) की श्रेणी में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा के साथ उप 1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा -- अध्यक्ष परामर्श करना आवश्यक है । 
निदेशक ( तंत्र ) और सहायक निदेशक ( तंत्र ) की श्रेणी में आयोग 
10 वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की हो । 

2. अध्यक्ष/ सदस्य , 

-- सदस्य 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए 3. महानिदेशक आयकर ( तंत्र ) 

पशक आपकर ( तत्र ) 

- सदस्य 
विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध 
में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा ( पुष्टिकरण के लिए समूह " क " 
की गई ऐसी अहंक / पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा विभागीय प्रोन्नति समिति ) : 
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , 1 . अध्यक्ष, 

- अध्यक्ष 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
जिन्होंने ऐसी अहंक / पात्रता सेषा पहले ही पूरी कर ली है, 2. सदस्य , 

-- सदस्य 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 

3 . महानिदेशक , प्रत्यक्षकर ( तंत्र ) - सदस्य 
प्रतिनियुक्ति :---- केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण 

किए हुए हैं , या 
( i) जिन्होंने 10000 - 15200/ - रु. के वेतनमान 

वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित 
सेवा की हो , और 


2.572 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA 13 , 1923 


PART II -- SEC. 3 (6)] 


12 


( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए 
जानेवाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक आर्हताएं 

और अनुभव हो । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार 
के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से 
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की संविदा अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । ) 


2 


26 * 


चयन - सह - ज्येष्ठता 


2. उप निदेशक 
( तंत्र ) 


साधारण केन्द्रीय 10000 - 325 
( 2001 ) सेवा, समूह क , 15200/ - रु. 
" कार्यभार के आधार राजपत्रित 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


40 वर्ष से अधिक नहीं 
टिप्पणी 1 : ( केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पणी 2 : आयु सीमा 
अषधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों मे आवेदन पत्र प्राप्त 
करने के लिए की गई अन्तिम 
तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैण्ड, 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू और 
कश्मीर राज्य का लद्दाख 
डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का 
लाहौल एवं स्पीति जिला और 
चम्बा जिले का पांगी सब 
डिवीजन , अण्डमान एवं 
निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2573 


10 


11 


नहीं 


प्रोन्नति जिसकी असफलता 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा 


एक वर्ष 


आवश्यक : 

आयु : नहीं 

सीधे भर्ती किए गए 
( क ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक अर्हताएं : हां व्यक्तियों के लिए 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उप - शैक्षिक अर्हताएं : 
योजन/ कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर ( i ) केवल ऐसे विद्यमान 
डिग्री या मास्टर आफ टेक्नोलाजी पद- धारी जो उपनिदेशक 
( एम टेक ) कम्प्यूटर उपयोजन में ( तंत्र ) के पदों को अधिसूचना 
विशेषता सहित ) या कम्प्यूटर की तारीख को नियमित आधार 
इंजीनियरी / कम्प्यूटर विज्ञान / पर पद धारण किए हुए हैं , 
कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इस अपेक्षा से छूट प्राप्त कर 
इंजीनियरी( बी. ई. ) बैचलर आफ सकेंगे । 
टैक्नोलॉजी ( बी .टैक ) या समतुल्य । 
( ii ) इलैक्टॉनिक आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य / में 5 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम 2 वर्ष 
का अनुभव, कम्प्यूटरीकृत सूचना 
भंडार और प्रतिनयन तंत्र की 
अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थित करने में हों 


या 
( ख ) ( i ) किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
उपयोजन/ कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री 
या इलैक्ट्रॉनिक /इलैक्ट्रॉनिक और 
संचार इंजीनियरी में डिग्री या 
समतुल्य । 
( ii ) इलैक्ट्रॉनिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 7 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम तीन 
वर्ष का अनभुव कम्प्यूटरीकृत 
सूचना भंडारण और प्रतिनयन तंत्र 
की अभिकल्पना के विकास या 
ध्यवस्थित करने में हो , 

या 
( ग ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या 
समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से इंजीनियरी डिग्री 
या समतुल्य । 
( ii ) इलैक्ट्रॉनिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 8 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम चार 
वर्ष का अनभुव कम्प्यूटरीकृत 
सूचना भंडारण और प्रतिनयन तंत्र 


2574 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001 /SRAVANA 13, 1923 


[ PART II - SEC. 3 (1)] 


8 


- - --- - - - - -- - 


की अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थित करने में हो , 

या 
( घ ) (i ) इ. प्र. वि . ( इलैक्ट्रॉनिक 
प्रत्यानयन विभाग ) के अधीन 
" क " स्तर का डिप्लोमा । 
विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अधीन 
कार्यक्रम या पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा 
या विश्वविद्यालय कार्यक्रम के 
अधीन प्रदत्त कम्प्यूटर उपयोजन में 
पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा/ राज्य 
तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदर 
कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट 
पालिटेक्नीक डिप्लोमा या म्यमतुल्य । 
( ii ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 8 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम थार 
वर्ष का अनभुव कम्प्यूटरीकृत 
सूचना भंडारण और प्रतिमयन तंत्र 
की अभिकल्पना के विकास या 
व्यवस्थिति करने में हो , 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा 
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पणी 2 : - अनुभव संबंधी 
अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 
आयोग/ के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों जनजातियों के अभ्यार्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा 
सकती है । ( हैं ) जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 

आयोग की यह राय है कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने 
के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों 
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की संभावना नहीं है । 


14 


12 

13 
प्रोन्नति : ऐसा सहायक निदेशक ( तंत्र ) जिसने उस श्रेणी में समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति 
5 वर्ष नियमित सेवा की है 

( वि . प्रो . स . ) 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने ( प्रोन्नति और पुष्टिकरण के संबंध में 
अपनी अर्हक / पात्रता मेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए ) 


सीधी भर्ती करते समय 5 वर्ष 
और प्रतिनियुक्ति पर किसी 
अधिकारी की नियुक्ति करते 
समय संघ लोक सेवा आयोग 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2575 


____ 12 


13 


14 


- अध्यक्ष 


( सं. लो , से . आ . ) से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


- सदस्य 


- सदस्य 


विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध 1 . अध्यक्ष/ ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा बोर्ड ) 
की गई ऐसी अहंक / पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा 2. सदस्य , 
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, 3. महानिदेशक प्रत्यक्ष कर ( तंत्र ) . 
जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए 


हैं , या 


( ii ) जिन्होंने 8000 - 13500/ - रु. या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्षनियमित सेवा की 

है , या 
( iii ) जिन्होंने 7500 - 12000/ - रु. या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष नियमित सेवा की 

है ; या 
( iv ) जिन्होंने 6500 - 10500 / - रु. या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की 

है , और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के 

लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं 

और अनुभव हैं । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया चार 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


1 


2 


73 + 


चयन - सह - ज्येष्ठता 


3. सहायक 

निदेशक 


_ 
34 

साधारण केन्द्रीय 8000 - 275 
( 2001 ) सेवा, समूह क , 13500 / - रु . 
* कार्यभार के आधार राजपत्रित 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


6 
35 वर्ष से अधिक नहीं 
टिप्पणी 1 : ( केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) । 


2268 G02001 - - 


2576 


THE GAZETTE OFINDIA : AUGUST 4, 2001/ SRAVANA 13, 1923 


[ PART II -- SEC. 3 (i)] 


टिप्पणी 2 : आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए की गई अन्तिम 
तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड , 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और 
कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खण्ड और, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल एवं स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी सब 
उपखण्ड, अण्डमान और 
निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 


10 


11 


आवश्यक : -- 

आयु : नहीं 

सीधे भर्ती किए गए 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके 
( क ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक अर्हताएं : हां व्यक्तियों के लिए दो वर्ष न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उप - शैक्षिक अर्हता : 

आमेलन दोनों के न हो सकने 
योजन / कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर (i ) केवल ऐसे विद्यमान 

पर सीधी भर्ती द्वारा 
डिग्री या मास्टर आफ टेक्नोलाजी पदधारी जो सहायक निदेशक 

60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ) 
( एम टेक ) / कम्प्यूटर उपयोजन में ( तंत्र ) के पदों से अधिसूचना 
विशेषता सहित या कम्प्यूटर की तारीख को नियमित आधार 
इंजीनियरी / कम्प्यूटर विज्ञान/ पर पद धारण किए हुए हैं , 
कम्प्यूटर प्रौद्योकिी में बैचलर आफ इस अपेक्षा से छूट प्राप्त कर 
इंजीनियरी( बी .ई. ) बैचलर आफ सकेंगे । 
टैक्नोलाजी ( बी .टैक ) या समतुल्य 
( ii ) वास्तविक कार्यक्रम के अनुभव 
सहित इलैक्ट्रानिक आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का 
अनुभव , 

या 
( ख ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
उपयोजन/ कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री 
या इलैक्ट्रानिकी/ इलैक्ट्रानिकी और 
दूर संचार इंजीनियरी में डिग्री या 
समतुल्य । 
( ii ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 3 वर्ष का 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2577 


%3 


अनुभव जिसमें कम से कम 1 वर्ष 
का अनभुव वास्तविक कम्प्यूटर 
कार्यक्रम में हों , 


( ग ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या 
समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में 
डिग्री । 
( ii ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण में 4 वर्ष का अनुभव 
जिसमें कम से कम 2 वर्ष का 

अनभुव वास्तविक कम्प्यूटर 
. कार्यक्रमण में होना चाहिए, 

या 
( घ ) (i) इ. प्र. वि . ( इलैक्ट्रॉनिकी 
प्रत्यानयन विभाग ) के अधीन 
" क " स्तर डिप्लोमा कार्यक्रम या 
विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अधीन 
प्रदत्त कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट 
ग्रेजुएट डिप्लोमा/ राज्य तकनीकी 
शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर 
में पोस्ट पोलिटेकनीक डिप्लोमा या 
समतुल्य । 
( ii ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा 
प्रसंस्करण कार्य में 4 वर्ष का 
अनुभव जिसमें कम से कम 2 वर्ष 
का अनभुव वास्तविक कार्यक्रम में 
होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - - अर्हताएं अन्यथा 
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी 
अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में तय 
शिथिल की जा सकती है । ( हैं ) 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ 
लोक सेवा आयोग की यह राय है 
कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


- 


- 


2578 

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4, 2001/SRAVANA13, 1923 PART II - SEC 300 ] 
- - - - - 

-- - - - 
12 

___ 13 

14 
प्रोन्नति : ऐसा आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी " ख " ( I ) समूह " क "विभागीय प्रोन्नति 

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक 
जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा उस श्रेणी में की हो जिसके समिति ( वि . प्रो . स. ) 

सेवा आयोग ( सं . लो. से. आ . ) 
न हो सकने पर आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी " क " ( प्रोन्नत के संबंध में विचार करने 

से परामर्श करना आवश्यक है । 
और " ख " की श्रेणी में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के लिए ) 
की है जिसमें न्यूनतम दो वर्ष नियमित सेवा आंकड़ा 1. अध्यक्ष, 

अध्यक्ष 
प्रसंस्करण सहायक श्रेणी " ख " की श्रेणी में की हो । ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने 2. सदस्य , 

-- सदस्य 
अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध 3. महानिदेशक, आयकर ( तंत्र ) - सदस्य 
मं भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहंकापात्रता सेवा, अपेक्षित अहंकापात्रता सेवा ( II ) समूह " क " विभागीय प्रोन्नति 
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , समिति ( वि . प्रो . स. ) 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) 
जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, 1. अध्यक्ष, 

- अध्यक्ष 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । । 

2 . सदस्य, 

- सदस्य 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
अधिकारी : 

3. महानिदेशक , आयकर ( तंत्र ) - सदस्य 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए 


हैं, या 


( 1 ) जिन्होंने 7500 - 12000 रु. या समतुल्य 

सेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की 

है , या 
( iii ) जिन्होंने 6500 -- 10500 रु. या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की 

है, या 
(iv ) जिन्होंने 5500 -- 9000 रु . या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित 

सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के 

लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक 

अर्हताएं और अनुभव हो । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति 
मे ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है , साधारणतया चार वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 

[ फा. सं ए. 12018/4/94 - ए डी. VI ( ए ) ] 

जे. एल. साहनी, उप सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम राजपत्र अधिसूचना भाग II , खंड 3 , उपखंड ( 1 ) में सा . का . नि . 360 तारीख 25 मई, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए । 


( 47 II - 43(1 ) ] 


HTCT FT M2 : 


TKT 4 , 2001/5194 13 , 1923 


2579 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 

New Delhi, the 27th July , 2001 
G . S. R . 412 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Directorate of Income Tax ( Systems) Deputy Director/ComputerManager , Assistant Director/System 
Analyst and Programmer Recruitment Rules, 1989 , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the President hereby makes the following rulos regulating the method of recruitment to the posts of Joint 
Director (Systems), Deputy Director (Systems) and Assistant Director (Systems) in the office of the Directorate of 
Income Tax (Systems), namely : 

1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Directorate of Income Tax (Systems) 
Joint Director ( Systems), Deputy Director ( Systems) and Assistant Director (Systems) Recruitment Rules, 2001 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in thc OfficialGazette . 

2 . Application : - These rules shall apply to the posts specified in column ( 1 ) of the Schedule Annexed to these 
rules. 

3 . Number of posts , classification and scale of pay .-- The number of the said posts , their classification and 
the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, age qualifications etc .- - The method of recruitment to the said posts , age , 
qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5 ) 10 ( 14 ) of thc Schedulc aforesaid . 

5 . Disqualifications. — No person , -- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage, with any person ; 
shall be eligible for appointment to the said posts ; 

Provided that the Central Governinentmay, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 

6. Power to relax. -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order , for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or calcgory of persons or posts . 

7 . Savings . — Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be 
provided for candidates belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of 


No. of 


Post 


post 


(7 ) 


- (2 ) 
1 . Joint 5 * (2001) 

Director * Subject to 
( Systems) variation 

dependent 
on workload . 


Classification Scale of Whcthcr selection Age limit for Whcther benefit 

pay 

by merit or selec - direct recruits of added years of 
(Rs.) lion cum - seniority 

service admissible 
or Non - selection 

post 
(3 ) ( 4 ) (5) 

(6 ) 
General Central 12000 - 375 - Selection by Not cxcccding 45 No 
Servicc Group 16500 Merit 
A Gazetted 

Note 1 : Relaxable 
for Government ser 
vants upto 5 years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 


years 


2580 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13, 1923 


PART II — SEC , 3 (1) ] 


- 


Note 2 : The crucial 
date for determining 
the age limit shall be 
the closing date for 
receipt of applica 
tions from can 
didates in India ( And 
not the closing date 
prescribed for those 
in Assam , Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , L ad a k h 
Division of Jammu 
and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti 
district and Pangi 
Sub Division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh 
Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ) . 


Eductional and other qualification requir - Whether age and educational Period of proba - Method of recruitments 
ed for direct recruits 

qualifications prescribed fortion if any Whether by direct recruit 
direct recruits will apply in 

ment or by promotion or by 
the case of promotees 

deputation / absorption and 
percentage of the post to be 

filled by various methods 
( 10 ) 

(11) 
Essential : 

Age : No 

1 Year for direct Promotion failing which 
(a ) (i) Masters Degree in Computer App - Educational Qualification : Yes* recruits by deputation and failing 
lication /Computer Science orMas- * Educational Qualification 

both by direct recruitment 
ter of Technology ( M , Tech ) ( with (i) only : The existing incum 
specialisation in Computer Appli- bents holding the posts of 
cation ) or Bachelor of Engineering Deputy Director (Systems) 
( B .E .)/ Bachelor of Technology on regular basis on the date 
(B . Tech .) in Computer Engineering of notification will be exe 
Computer Science /Computer Tech - mpted from this require 
nology of a recognised University or ment. 

cquivalent. 
( ii ) 8 years experience of electronic data 

processing work , out of which at least 
4 years experience should be in De 
sign , Development or Organising 
Computerised Information Storage 
and Retrieval System ; 

OR 
(B ) (i) Degree in Computer Applications/ 

Computer Science or Degree in 


[ TT 11 - 6053 (1) ] 


PRET 


1747 : 


TRT 4 , 2001/AU 13, 1923 


__ _ 2581 


- 


- 


(8 ) 
Electronics /Electronics and Commu 
nication Engineering from a 

recognised University or equivalent. 
( ii) 10 years experience of electronic 

data processing work out of which 
at least 3 years experience should be 
in Design , Development or 
Organising Computerised Informa 
tion Storage and Retrieval System ; 

OR 
( C ) (i)Masters Degree of a recognised Uni 

versity or equivalent or Degree in En 
gincering of a recognised University 

or equivalent 
( 11) 12 years experience of Electronic 

Data Processing work , out of which 
at least 6 years experience should 
be in Design , Development or 
Organising Computerised Informa 

tion Storage and Retireval System . 
Note . 1 :- Qualification are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service Com 
mission (UPSC ) in case of candidates other 
wise well qualified . 
Note . 2 im . The qualification ( s) regarding 
experience is /are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission 
(UPSC ) in the case of candidates belonging 
to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if 
at any stage of selection , the Union Public 
Scrvice Commission (UPSC ) is of the opin 
ion that sufficient number of candidates from 
these communities possessing the requisite 
experience are not likely to be available to 
fill up the posts reserved for them . 


In case of recruitment by promotion /deputa - 
tion / absorption grades from which promotion 
deputation absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee (DPC ) exists 
what is its composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission (UPSC ) is 
to be consulted in making 
recruitment 

( 14 ) 


( 12 ) 


( 13 ) 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
(UPSC ) necessary while 
making Direct Recruitment. 


Promotion : 

(i) Group A Departmental Promo 
Deputy Director (Systems) with 5 years regu - tion Committee (DPC ) for promotion : 
lar servicer in the grade failing which combin - 1. Chairman Member, Union Public 
ed regular service of 10 years in the grade of Service Commission - Chairman 
Deputy Director (Systems) and Assistant Dir - 2 . Chairman /Member ( Central Board 
ector (Systems) with a minimum of 2 years of Direct Taxes ) — Member 
regular service in the grade of Deputy Director 3 . Director General of Income Tax 
(Systems) 

( Systems) — Member 


2582 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II — Sec . 300) 


( 12 ) 


SNV 


ULT 3 


( 13 ) 
Note : Where juniors who have completed their (ii ) Group A Department Promotion 
qualifying /eligibility service are being con - Committee for confirmation : 
sidered for promotion , their seniors would I. Chairman ( Central Board of Direct 
also be considered provided they are not short Taxes ) -- -Chairman 
of the requisite qualifying /eligibility service 2. Member (Central Board of Direct 
by more than half of such qualifying eligibility Taxes ) - - Chairman 
service or two years , whichever is less and have 3. Director General of Income- Tax 
successfully completed their probation period (Systems) Member 
for promotion to the next higher grade along 
with their juniors who have already completed 
such qualifying/eligibility service. 
On Deputation : 
Officers under the Central Government : 
(a ) (i) Holding analogous posts on a regular 

basis , or 
( ii ) with 5 years regular service in posts in 

the scale of Rs. 10000 - 15200 or 

equivalent; and 
(6 ) Possessing the educational qualifica 

tions and experience prescribed for di 

rect recruits under column 8 . 
The departmental officers in the feeder cat 
egory who are in the direct line of promotion 
shall not be eligible for consideration for ap 
pointment on deputation . Similarly , 
deputationists shall not be eligible for consid 
cration for appointment by promotion . (Period 
of deputation including the period of deputa 
Lion in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some 
other organisation /department of the Central 
Government shall ordinarily not to exceed 4 
years ). The maximum age limit for appoint 
mcnt by deputation shall not be exceeding 56 
years as on the closing date of receipt of appli 
cations 


No 


2. Deputy 26 * (2001 ) 

Director * Subject 10 
( Systems) variation 

dependent 
on workload . 


( 3 ) 

(5 ) 
General Central 10 ,000 -325 - Selection -cum 
Service Group 15 ,200 Seniority 
‘ A ’ Gazetted 


Not exceeding 40 
years 
Note 1 : Relaxable 
for Government ser 
vants upto 5 years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 
Note 2 : The crucial 
date for determining 
the age limit shall be 


[14717 II – 015 3 (1) ] 


PROTETT M4% : 


TRI 4 , 2001/ 779713 , 1923 


2583 


the closing date for 
receipt of applica 
tions from can 
didates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those 
in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu 
and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti 
district and Pangi 
Sub -Division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh 
Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ) . 


( 8 ) 

( 10 ) 

(11) 
Essential : 

Age : No 

1 Year for direct Promotion failing which 
(a ) ( 1)Masters Degree in Computer app - Educational Qualification : Yºs* recruits by deputation and ſailing 
lication /Computer Science or Mas- " Educational Qualification 

both by direct recruitment. 
ter of Technology (M . Tech ) (with (i) only : The existing incum 
specialisation in Computer Appli - bents holding the posts of 
cation ) or Bachelor of Enginecring Assistant Director (Systems) 
( B . E . )/Bachelor of Technology on regular basis on the date 
( B . Tech .) in Computer Engineering of notification will be 
Computer Science/Computer Tech - exempted from this require 
nology of a recognised University of ment. 

equivalcnt. 
( ii) 5 years experience of electronic data 

processing work , out of which at least 
2 ycars experience should be in De 
sign , Development or Organising 
Computeriscd Information Storage 
and retrieval System ; 

OR 
( B ) (1 ) Degree in Computer Applications/ 

Computer Science or Degree in Elec 
tronics /Electronics and Communica 
tion Engineering from a recognised 

University or equivalent : 
(ii ) 7 years experience of clectronic data 

processing work out of which at least 
3 years experience should be in 


2268 G1/2001 - 8 


2584 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


design , development or Organising 
Computerised Information Storage 
and Retrieval System ; 


OR 


( C ) (i)Masters Degrec of a recognised Uni 

versity or equivalent or Degree in 
Engineering of a recognised Univer 

sity or equivalent. 
( 11 ) 8 years experience of Electronic Data 

Processing work , out of which at least 
4 years experience should be in De 
sign , Development or organising 
Computerised Information storage 
and Retrieval System ; 


OR 


( D ) (i) A Level Diploma under DOEACC 

(Department of Electronics Accrcdi 
tation of Computer Courses ) 
Programme or Post Graduate Di 
ploma in Computer Application 
offered under University Programme/ 
post -polytechnic diploma in Com 
puter Applications awarded by State 
Council of Technical Education or 

cquivalent. 
( 11) 8 years experience of Electronic Data 

Processing work out of which at least 
4 ycars experience should be in 
Design , Development or organising 
Computeriscd Information storage 

and Retrieval System 
Note. 1 :— The qualifications are is relaxable 
at the discretion of the Union Public Service 
Commission (UPSC ) in case of candidates 
otherwise well qualified 
Note. 2 : - - The qualification ( s ) regarding 
cxperience is/are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission 
(UPSC ) in the case of candidates belonging 
10 Scheduled Castes or Schcduled Tribes, if 
at any stage of selection , the Union Public 
Service Commission (UPSC ) is of the opin 
ion that sufficient number of candidates from 
thesc communities possessing the requisite 
experience are not likely to be available to 
fill up thc posts reserved for them . 


[ TT II - UUS 3(1) ] 


HIT 


9 : TR 4 , 2001/ STU 13 , 1923 


2585 


- 


- - 


( 12 ) 


( 14 ) 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
(UPSC ) necessary while 
making direct recruitment 
and appointing an officer 
on deputation 


( 13 ) 
Promotion : 

(1) Group ‘ A ’ Departmental Promo 
Assistant Director (Systems) with 5 years tion Committee (DPC ) for considering 
regular servicer in the grade 

promotion and confirmation ) : 
Note : Where juniors who have completed their 1. Chairman ( Central Board of Direct 
qualifying /eligibility service are being con - Taxes) Chairman 
sidered for promotion , their seniors would 2 .Member (Central Board of Direct 
also be considered provided they are not short Taxes ) — Member 
of the requisite qualifying /eligibility service 3. Director General of Income- Tax 
by more than half of such qualifying/ eligibility (Systems)-- Member 
service or two years, whichever is less and have 
successfully completed their probation period 
for promotion to the next higher grade along 
with their juniors who have already completed 
such qualifying/ eligibility service. 
Deputation : 
Officers under the Central Government : 
( A ) ( i) Holding analogous posts on a regular 

basis , or 
( ii ) with 5 years regular service in posts in 

the scale of Rs . 8000 - 13 ,500 or equiva 

lent ; or 
( iii) with 6 years regular service in posts in 

the scale of Rs. 7,500 - 12 ,000 or equiva 

lent; or 
(iv ) with 8 years regular service in posts in 

the scale ofRs. 6 , 500 - 10 , 500 or equiva 

lent; and 
(B ) Possessing the educational qualifica 

tions and experience prescribed for di 

rect recruits under column 8 . 
The departmental officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall 
not be eligible for consideration for appointment 
on deputation . Similarly , deputationists shall not 
be cligible for consideration for appointment by 
promotion . (Period of deputation including the 
period of deputation in another ex - cadre post 
held immediately preceding this appointment 
in the same or some other organisation /depart 
ment of the Central Government shall ordi 
narily not to exceed 4 years). The maximum 
aye lugt for appointment by deputation shall 
not be cxceeding 56 years as on the closing 
dale of receipt of applications, 


(7 ) 


(3 ) (4 ) (5 ) 
General Central Rs.8000 - 275 - Selection -cum - 
Service Group 13500 . Seniority 
‘ A ’ Gazetted 


(2 ) 
3 . Assistant 73 * (2001) 

Director * Subject to 
(Systems) variation 

dependent 
on workload . 


No 


(6 
Not exceeding 35 
years 
Note 1 : Relaxable 
for Government ser 
vants upto 5 years in 


2586 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[Part II - - Sec, 3 ( i)] 


- 


= 


- 


= 


- 


- 


(6 ) 


accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 
Note 2 : The crucial 
date for determining 
the age limit shall be 
the closing date for 
receipt of applica 
tions from can 
didates in India ( and 
not the closing date 
prescribed for those 
in Assam ,Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura , 
Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu 
and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti 
district and Pangi 
Sub Division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh 
Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 


(11 ) 
40 % promotion failing 
which by deputation / 
absorption failing both 
by direct recruitment 
60 % by direct recrument. 


(8 ) 

(9 ) 

( 10 ) 
Essential : 

Age : No 

2 Year for 
( A ) (i) Masters Degree in Computer app - Educational Qualification : Yes * direct recruits 

lication /Computer Science or Mas - * Educational Qualification 
ter of Technology ( M . Tech .) (with (i) only : The existing incum 
specialisation in Computer Appli bents holding the posts of 
cation ) or Bachelor of Engineering Data Processing Assistant 
(BE )/Bachelor of Technology Grade B on regular basis on 
( B Tech .) in Computer Engineering the date of notification will 
Computer Sciencc/ Computer Tech - be exempted from thus require 
nology of a recognised University or ment. 

equivalent 
( 11 ) 2 years experience of electronic data 

processing including experience of 

actual programming; or 
(B ) ( i) Degree in Computer Applications / 

Computer Science or Degree in Elec 
tronics /Electronics and Communica 
tion Engineering from a recognised 

University or cquivalent. 
( 11 ) 3 years experience of electronic data 

processing work out of which at Icast 


[ 477 II - IG 3 (i ) ] 


TCT 


ME : 37 TKT 4 , 2001/ 40 13 , 1923 


2587 


1 years experience should be in ac 
tual computer programming, 

OR 
( C ) (1) Masters Degree of a recognised Uni 

versity or equivalent or Degree in En 
gineering of a recognised University 

or cquivalent. 
( 11 ) 4 years experience of Electronic Data 

Processing out of which at least 2 
years experience should be in actual 
computer Programming ; 


OR 


(D ) (i) A Level Diploma under DOEACC 

( Department of Electronics Accrcdi 
tation of Computer Courses ) 
Programme or Post Graduate Di 
ploma in Computer Application 
offered under University Programme/ 
Post -Polytechnic Diploma in Com 
puter Applications awarded by State 
Council of Technical Education or 

equivalent. 
( ii ) 4 years experience of Electronic Data 

Processing work out of which at least 
2 years experience should be in ac 

tual programming 
Note. 1 :- - The qualification is relaxable at 
the discretion of the Union Public Service 
Commission (UPSC ) in case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note . 2 : The qualification ( s) regarding 
cxpcrience is /are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission 
(UPSC ) in the case of candidates belong 
ing to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribcs, if at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission (UPSC ) is of 
the opinion that sufficient number of can 
didates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for 
them . 


(12) 
Promotion : 
Data processing Assistant Grade B with 5 
years regular service in thc grade failing which 
combined regular service of 8 years in the grade 
of Data Processing Assistant Grade A and 


( 13 ) 
(i) Group ‘ A ’ Departmental Promo 
tion Committee (DPC ) ( for considering 
promotion ) : 
1. Chairman ( Central Board of Direct 
Taxes ) 

- Chairman 


( 14 ) 
Consultation with Union 
Public Service Commission 
(UPSC ) necessary on each 
occasion . 


2588 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ŞRAVANA 13 , 1923 


[Pari II — SEC, 3 (1 ) ] 


(12 ) 

(13) 
B with a minimum of 2 years regular service 2 .Member ( Central Board of Direct 
in the grade of Data Processing Assistant Taxes) - Mcmber 
Grade B . 

3 . Director General of Incomc- Tax 
Note : Where juniors who have completed their (Systems) — Member 
qualifying /eligibility service are being con - ( ii ) Group A Departmental Promotion 
sidered for promotion , their seniors would Committee (DPC ) ( for considering 
also be considered provided they are not short confirmation ) : 
of the requisito qualifying / eligibility service 1. Chairman ( Central Board of Direct 
by more than half of such qualifying eligibility Taxes ) - - Chairman 
service or two years , whichever is less and have 2 . Member (Central Board of Direct 
successfully completed their probation period Taxes) . Member 
for promotion to the next higher grade along 3. Director General of Income- Tax 
with their juniors who have already completed (Systems) - Member 
such qualifying/ eligibility service. 
Deputation /Absorption : 
Officers under the CentralGovernment: 
(a ) (i) Holding analogous posts on a regular 

basis ; or 
(u ) with 2 years regular service in posts in 

the scale of Rs. 7500 - 12000 or equiva 
lent ; or 


( 111 ) with 5 years regular service in posts in 

the scale of Rs. 6500 - 10500 or equiva 

lent, or 
(10) with 8 years regular servicer in posts 

in the scale of Rs. 5500 -9000 or equiva 

lent; and 
(b ) Possessing the educational qualifica 

tions and experience prescribed for di 

rect recruits under column 8 . 
The departmental officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion (Period of deputation including the 
period of deputation in another ex -cadrc post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or someother organisation department 
of the Central Government shall ordinarily na 
lo exceed 4 years ) . The maximum age limitius 
appointmentby deputation shall not be excecd - . 
ing 56 years as on the closing date of receipt of 
applications. 

[ F. No. A , 12018 /4 /94 -Ad . VI (A ) ] 

J. L . SAWHNEY, Dy. Secy . 
Note : - The Original Recruitment Rules were published in Part- II , Section 3 , Sub - section (i) of the Gazette of India 

under GSR 360 dated 25th May , 1990 . 


[ भाग 1 - खण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13 , 1923 


2589 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 23 जुलाई, 2001 
सा . का. नि . 413. -- वायुयान अधिनियम , 1934 ( 1934 का 22 ) की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित वायुयान ( संशोधन ) नियम , 2001 का 
प्रारुप , भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का . नि. 244, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के साथ भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 
3, उपखंड ( i ) दिनांक 5 मई , 2007 में प्रकाशित किया गया था , जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे : 

और उक्त प्रारुप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1 . ( 1 ) उक्त नियमों का संक्षिप्त नाम ( छठा संशोधन ) नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . वायुयान नियम , 1937 में , 

( 1 ) नियम 3 के खंड ( 15 ) का लोप किया जाएगा; 
( 1) नियम 8 के उपनियम ( 7 ) का लोप किया जाएगा ; 
( 1 ) नियम 18 के उपनियम ( 1क ) में , " राज्य सरकार या निगम के वे अधिकारी, जो नियम 3 के उपनियम ( i) में परिभाषित हैं , जिसके 

अंतर्गत " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर " राज्य सरकार के वे अधिकारी, जिसके अंतर्गत शब्द रखे जाएंगे ; 
(iv ) नियम 140 क में , "निगम " शब्द के स्थान पर " प्रचालक " शब्द रखा जाएगा ; 
( 1 ) नियम 140 ख में ,--- 

( क ) उपनियम ( 1 ) में , "निगम शब्द के स्थान पर " वायु परिवहन सेवाओं में लगा हुआ प्रत्येक प्रचालक शब्द रखे जाएंगे ; 

( ख ) उपनियम ( 3 ) में "निगम के " शब्दों का लोप किया जाएगा । 
( 11 ) नियम 148 ग में , " निगम के शब्द का लोप किया जाएगा ; 
( III ) नियम 153 में , "निगम अपनी अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं के द्वारा " सब्दों के स्थान पर " अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं 

में लगा हुआ प्रत्येक प्रचालक, ऐसी सेवाओं के द्वारा शब्द रखे जाएंगे ; 
( Yut ) नियम 155 क में उपनियम ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : -- ( 2 ) निजी वायुयान के स्वामियों को 

छोड़कर सभी प्रचालक एक अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के अधीन रहते हुए प्रचालन करेंगे, ताकि वे अपने वायुयान और उन यात्रियों 
की , जिन्हें वह वायुयान पर ले जाता है सुरक्षा के लिए एक प्रत्यायोजित उड्डयन योग्यता नियंत्रण पद्धति के अधीन प्रचालन का 
आधार उपलब्ध करा सके अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के अधीन प्रचालन को अनुमोदन मंजूर करने या जारी करने के लिए और 

उसकी निरंतर विधि मान्यता के लिए प्रचालक , महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ; 
(IN ) अनुसूची 11 के पैरा 19 के परन्तुक में, " और निगम या उसके महयुक्तों द्वारा उस मार्ग पर प्रचालन प्रस्थापित नहीं है " शब्दों का 
लोप किया जाएगा । 

[ फा . मं. ए. वी . 11012, 4/98 - ए ] 

एम , एम. चोपड़ा, अवर सचिव 
टिप्पणी : - मूल नियम अधिसूचना संख्या वी - 26 दिनांक 23 मार्च, 1937 के तहत भारत के राजपत्र के भाग !, दिनांक 27 मार्च, 1937 और मार्च , 

1937 में प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात् इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किये गये : 
( 1 ) एसआरओ 768, दिनांक 2 अप्रैल, 1955 
( 2 ) एसआरओ 1087, दिनांक 19 जुलाई, 1965 
( 3 ) जीएमआर 826, दिनांक 2 मार्च, 1956 
( 4 ) जीएसआर 1394, दिनांक 17 अगस्त, 1963 
( 5 ) जीएसआर 1087, दिनांक 19 जुलाई, 1965 
( 6 ) जीएमआर 1608, दिनांक 12 अक्तूबर , 1966 
( 7 ) जीएसआर 1202 , दिनांक 2 जुलाई, 1976 
( 8 ) जीएसआर 1370, दिनांक 4 जून, 1979 
( 9 ) जीएसआर 36, दिनांक 7 जनवरी , 1992 


2590 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001 /SRAVANA 13, 1923 


[Part II- - Sec. 3 (1)] 


- 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 23rd July, 2001 
G . S . R 413 . - Whereas the draft of the Aircraft (Amendment) Rules, 2001 was published as required by Section 
14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934 ) in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub - section (i) dated the 5 May, 2001 with 
the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No . GSR 244 dated the 24th April , 2001 
inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby , 

And whereas no objections or suggestions have been received on the said draft rules, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Act , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937 , namely: 
I (1 ) These rules may be called the Aircraft (6th Amendment) Rules, 2001, 

(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette . 
The Aircraft Rule , 1937, 
(1) in rule 3 , clause (15 ) shall be omitted , 
(1 ) in rulc 8 , sub - rule (7 ) shall be omitted , 
(w ) in rule 18 , in sub - rule ( 1A ), the words, brackets and figures " or Corporation asdefined in sub - rulc (1 ) of 

rule3 " shall be omitted ; 
( iv ) in rule 140A , for the word " Corporation" , the word “ Operator" shallbe substituled ; 
(v ) in nule 140B , 
(a) in sub -rule (1), for the words " the Corportion ", the words “ every operator engaged in air transport 

services" shall be substituted ; 
(b ) in sub - rule (3 ), the words “ of the Corporation " shall be omitted ; 
(vi ) in rule 140C , the words “ of the Corporation " shall be omitted ; 
( vu ) in rule 153 , for the words " The Corportion shall cause to be carried by its schedule air transport services", 

the words “ Every operator engaged in scheduled air transport services shall carry by such services” 

shall be substituted . 
( vii ) in rule 155A , for sub - rule (2 ), the following sub - rulc shall be substituted , namcly : 
“ (2 ) All operators, other than private aircraft owners , shall operate under an approved maintenance 

system providing a basis of operation under a delegated system of airworthiness control for the 
safety of their aircraft and persons they carry on board the aircraft. For grant or issue of approval 
for operation under the approved maintenance system and its continucd validity , the operators shall 

comply with the requirements as specified by the Director General. ” 
(1x ) in Schedule XI, in proviso to paragraph 19, the words “ and that the Corporation or their associates do not 
propose to operate on the route " shall be omitted . 

[F. No AV.- 11012/4 /98 -AJ 

MS. CHOPRA , Under Secy . 
Note :- The Principal Rules were published vide notification No V - 26 , dated the 23rd March , 1937 in the Gazette of India , 

Part I, dated 27th March , 1937 and March , 1937 and subsequently amended by - 
(1) SRO 768 , dated 2nd April, 1955 . 
(ii) SRO 1087 , dated 19th July , 1965 
( ) GSR 826 , dated 2ndMarch , 1956 . 
( IV ) GSR 1394 , dated 17th August, 1963. 
(V ) GSR 1087 , dated 19th July , 1965. 
( vi ) GSR 1608 , dated 12th October , 1966 . 
(vii ) GSR 1202 , dated 2nd July , 1976 . 
( viu ) GSR 1370 , dated 4th June , 1979 . 
( 2x ) GSR 36 , dated 7th January, 1992 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


_ _ _ _ _ 2591 


2591 


कृषि मंत्रालय 
( कषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 19 जुलाई , 2001 
सा . का . नि . 414. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता 
नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद ( समूह क तथा ख पद ) भर्तीनियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखितनियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद ( समूह क तथा ख पद ) 
( संशोधन ) नियम 2001 है । 

( 1 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान , फरीदाबाद ( समूह क तथा ख पद ) भर्तीनियम , 1979 की अनुसूची में मुख्य 
विश्लेषक के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह सीधे भर्ती किये जाने पाले व्यक्तियों सेवा में गोड़े गए 

ज्येष्ठता या के लिए आयु- सीमा 

वर्षों का पायदा 
योग्यता के 

अनुज्ञेय है या नहीं 
आधार पर चयन 
अधयन 


2 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


साधारण 12000 - 375 - योग्यता द्वारा 
केन्द्रीय सेवा 16500 रु. चयन 
समूह क 
राजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


8 . मुख्य एक * 
विश्लेषक ( 2001 ) 

* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 

सकता है । 
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक व अन्य योग्यता 

- 


प्रोन्नति के मामले में निर्धारित आयु व 
शैक्षिक योग्यता लागू है या नहीं 


परिधीक्षा की अवधि 
दि कोई हो 


8 


लागू नहीं होता 
भर्ती को पद्धति : भर्ती सोधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


10 
लागू नहीं होता 

कुछ नहीं 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा 


11 


12 


प्रोन्नति , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । 


प्रोन्नति : -- ऐसे ज्येष्ठ विश्लेषक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित 
सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों /विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त 
अनुसंधान संस्थाओं/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्द्ध सरकारी/ स्वशासी या कानूनी 
संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क )(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 


2268 GI/ 2001 - 9 


2592 


THE GAZETTE OF INDIA AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


PART II — SEC 3 (1) ] 


12 


( I ) जिन्होंने 10000 - 15200 रु. या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष सेवा 
को है । 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या कृषि रसायन या मृदा 
विज्ञान या कृषि विज्ञान महित मृदा विज्ञान और कृषि रसायन में मास्टर डिग्री या 
ममतुल्य । 
( 1 ) मृदा उर्वरक और उर्वरक उपयोग के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव जिसमें 
पाच वर्ष का अनुभव उर्वरकों के क्वालिटी नियंत्रण में हो । 
टिप्पणी : - पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी 
पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए 
जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार 
के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाहा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 
( चार ) वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अन्तर्गत 
अल्कालिक संविदा भी है ) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्शकिया जायेगा 


14 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार 

किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ 
करने के लिए ) : 

संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा 
(1 ) अध्यक्ष/ सदस्य, संघ सेवा आयोग 

अध्यक्ष 

आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
( 1 ) संयुक्त सचिव ( उर्वरक ) 

सदस्य 
( 1) संयुक्त सचिव ( प्रशा. ) 

सदस्य 
( iv ) निदेशक ( उर्वरक ) 

सदस्य 
( v ) निदेशक , केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण सदस्य 
संस्थान, फरीदाबाद 

[ फा . सं 6 - 5/ 95 - उर्वरक योजना ] 

सतबीर सिंह , अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम सा. का. नि . सं. 839 तारीख 16 - 6- 79 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा का .नि सं 343 

तारीख 30 - 4 - 83 ; सा . का नि . सं. 688 तारीख 17 - 9 - 83 ; सा का नि सं. 233 तारीख 2 - 3- 85 ; सा . का नि . सं . 969 तारीख 8 - 11 - 86 %; 
मा का .नि. सं. 1118 तारीख 27 - 12 - 86 ; सा . का . नि. सं. 323 तारीख 6 - 5 - 89, सा का . नि . सं. 135 तारीख 9 - 4 - 90, सा . का नि . 
सं 414 तारीख 9 - 9 - 95 द्वारा संशोधन किये गये । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

New Delhi, the 19th July, 2001 
G . S . R . 414. - In exercise of the powers conferred by the proviso to anicle 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute , Fandabad 
(Group A and Group B posts ) Recruitment Rules, 1979 , namely 


[ 497 II 


3 (1 ) ] 


4R8 T 


99 : 37TFT 4 , 2001/8790 13 , 1923 


2593 


... . . . 


1. (i) These rules may be called the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 
‘ A and Group B posts ) Recruitment Rules (Amendment)Rules, 2001. 

( ii ) Thcy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute , Faridabad (Group A and Group 
B posts )Recruitment Rules , 1979 for serial number 8 relating to the post of Chief Analyst and the entries relating thereto , 
the following number and entries shall be substituted , namely : 

SCHEDULE 


Name of post No. of post 


Classification 


Scale of pay 


Whether selection 
by merit or selec - 
tion cum - seniority 
or non selection 
post 


Age limit for Whether benefit 
direct recruits of added yrs of 

service admissible 


(6 ) 


(1) 

(2 ) 
Chief Analyst 1* (2001) 

* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


(3) 
GCS Group A 
Gazetted Non - 
Ministerial 


( 4) 

(5 ) 
Rs. 120(X )-375- Selection by merit Not applicable Not applicable 
16500) 


Eductional and other 
qualification required 
for direct recruts 


Period of probation 
(if any ) 


Whether age and educa 
tional qualification 
prescribed for direct 
recruits will apply in 
the case of promotees 


Method of Rectt. whether by direct 
rcctt. or by promotion or by deputa 
tion / absorption and percentage 
of the posts to be filled by various 
methods 


(8 ) 


( 10 ) 


( 11) 


Not applicable 


Not applicable 


Nil 


Promotion failing which by deputation 
including short term contract 


In case of recti , by promotion /deputation / 
absorption grades from which promotion / 
deputation / absorption to be made 


If a DPC exists what is its 
composition 


Circumstances in which 
U . P. S . C . to be consulted 
in making recruitment 


( 14 ) 


Consultation with UPSC 
necessary while appointing 
an officer on deputation / 
contract. 


(12 ) 

( 13 ) 
Promotion : 

Group ‘ A ’ DPC (For considering 
Senior Analyst with 5 years regular service in the promotion ) - 
grade . 

1. Chairman /Member, UPSC 
Deputation ( Including short term contract): 

Chainnan 
Officers under the Central/State Govts ./UTs. 2 . Joint Secretary ( Fertiliser) — 
Universities/recognised research Institutions/Public Member 
sector undertaking / semi-Govt. /autonomous or 3. Joint Secretary ( ADMN .) . — 
statutory organisations : 

Member 
(a ) (i ) Holding analogous posts on regular 4 . Director (Fertiliser ) - Member 
basis , or 

5 Director (Central Fertiliser 
( ii ) With 5 years regular service in posts in the pay Quality Control & Training 
scalc of Rs. 10000 - 15 ,200 or equivalent, or 

Institute - Member 
(b ) Possessing the following educational 
qualifications and experience 


2594 


THE GAZETTE OF INDIA · AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13 , 1923 


[ PART II _ SEC. 3(6)]] 


- 


- - - - - 


35 


(12) 


( 1) Master s degree in Chemistry or Agricultural 
Chemistry or Soil Science or Agriculture with Soil 
Science and Agricultural Chemistry of a recognised 
university or equivalent 
( 11) 10 years experience in the field of Soil Fertiliser 
and Fertiliser use , out of which 5 years expericnce 
should be in quality control of fertilisers . 
Note : Thc departmental officers in the feeder 
category who are in the direct line of promotion shall 
not be cligible for consideration for appointment on 
deputation 
Similarly , Deputationists shall not be eligible for 
consideration for appointment by promotion . 
(Period of deputation /contract including penod 
of deputation in another ex -cadre post held 
immcdiatcly proccding this appointment in the 
same or some other Organisation Department 
of the Central Government shall ordinarily not 
cxceed four years. Themaximum age limit for 
appointment by deputation ( including short 
term contract ) shall be not exceed 56 years as 
on the closing date of the receipt of applications 

IF No 6 - 5/95 - Ferti Plg 1 

SATBIR SINGH , Under Secy 
Note : Theprincipal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 839 dated 16 - 6- 79and subscquently 

amended vide GSR 343 dated 30 -4 -83, GSR No 688 dated 17 -9 -83; GSR No 233 dated 2 - 3-85 ,GSR No 969 dated 
8 - 11- 86, GSR No 1118 dated 27 - 12 - 86 ; GSRNo 323 dated 6 -5 - 89. GSR No 135 dated 9 -4 - 9 ), GSRNO 414 dated 
9 - 9 - 95 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
( विज्ञान और प्रौद्योगिकीविभाग ) 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2001 
सा. का. नि . 415 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण 
पुस्तकालयाध्यक्ष ( ज्येष्ठ ) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से 
लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण पुस्तकालयाध्यक्ष ( ज्येष्ठ ) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण पुस्तकालयाध्यक्ष ( ज्येष्ठ ) भर्ती नियम, 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 मे स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हता और उममे/ उनमे 
संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 4. निरर्हता : वह व्यक्ति, 
__ ( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति मे जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , 


या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2595 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 

5 , शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां पह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह- ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
नाम संख्या 

या योग्यता के व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा फायदा अनुज्ञेय है या नहीं 
आधार पर चयन 

अथवा अचयन 
1 2 3 4 5 
पुस्तकालयाध्यक्ष 2 * साधारण 5000 - लागू नहीं होता 30 वर्ष से अधिक नहीं नहीं 
( ज्येष्ठ ) ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 175 

सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष 
* कार्यभार समूह " ख " 9000 / 

तक शिथिल की जा सकती है । 
के आधार अराजपत्रित 

टिप्पण : - आयु सीमा अवधारित 
पर परिवर्तन अनुसचिवीय 

करने के लिए निर्णायक तारीख 
किया जा 

भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
सकता है । 

प्राप्त करने के लिए नियत को 
गई अंतिम तारीख होगी । ( म 
कि वह अंतिम तारीख, जो 
असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम, 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान 

और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है । ) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


8 


10 


2 वर्ष 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हता : हां 


आवश्यक 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम. ए./ एम. एस. सी./ 

एम . काम. में मास्टर डिग्री या समतुल्य, और 
( 1 ) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान 

में बैचलर डिग्री या समतुल्य, और 


2596 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[ PART II - - SEC. 3(i) ] 


( ii ) किसी ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय का किसी उत्तरदायी हैसियत 

में 2 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण : 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल 

की जा सकती हैं । 
टिप्पण : 2 - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) कर्मचारी चयन 

आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
तब शिथिल की जा सकती है ( है ) जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह 
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने 
के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 

की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : 
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान 

में मास्टर डिग्री या समतुल्य , 
( ii ) किसी उत्तरदायी हैसियत में प्रलेखन कार्य का अनुभव । 
( 11 ) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक आधुनिक यूरोपीय भाषा का 

कार्यसाधक ज्ञान । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती मीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न आमेलन किया जाएगा 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


11 


12 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति ; -- 
1. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के अधीम ऐसे अधिकारी : 
(i ) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 /- रु, के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है, और 
जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं 

और अनुभव है । 
1 . ऐसे विभागीय पुस्तकालयाध्यक्ष ( कनिष्ठ ) जिसने 5000 - 8000/- रु . के वेतनमान वाले पद 
पर तीन वर्षनिर्यामत सेवा की है , के संबंध में भी विचार किया जायेगा और यदि उसका पद पर 
नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में 
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


[ 477 II — 4°C 3 (i) ] 


HITTAT 14991 : 714, 2001/919913 , 1923 


2597 


- - - - - - - - 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करनेमें कित परिस्थितियों में संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा । 
13 

14 
पुष्टि के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति : प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति के लिए मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
1. Yra 241 FT 

अध्यक्ष आवश्यक है । 
2. निदेशक/ उप सचिव, विज्ञान और 
प्रौद्योगिकीविभाग से संबंधित - 7 

( 9 . TH, 74 ./02/027 /98 ] 

एम. चक्रवर्ती, अवर सचिव 
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(Department of Science and Technology ) 

New Delhi, the 18th July , 2001 
G . S . R . 415 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Survey of India Librarian ( Senior) Recruitment Rules , 1983 , except as respect things donc oromitted 
to be done before such supersession , the President hçreby inakes the following rules regulating themethod of recruitment 
to the post of Librarian (Senior ) in the Survey of India under the Department of Sciencc and Technology, nainely -- 

1 . Short title and Commencement. — ( 1) These rules may be called the Survey of India Librarian (Senior) 
Recruitment Rules, 2001, 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 .Number of posts , Classification and scale of pay. -- Thç number of the number of posts , their classification and 
the scales of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed 10 these rules . 

3 . Method of recruitment, age limit, other qualifications etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualifications. No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spousc living , or 

(b ) who , having a spouse living; has entered into or contracted a marriage, with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay. if satisfied that such marriase is pemissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Savings . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of 


Classification 


No . of 
posts 


Scale of 
pay 


Age limit for 
direct recruits . 


post 


Whcther selection 
by merit or selec- 
tion cum - seniority 
or Non -selection 
pust 


Whether bcncfit 
of added Years of 
service admissible 
under rule 30 of 
Central Civil Service 
(Pension ) rules 1972 


Not Applicable 


No 


Librarian 
(Senior ) 


02 * (2001) General Central Rs. 5500 - 
* Subject to Service Group 175 -9000 
variation B Non 
dependent Gazetted 
on workload Ministerial 


Not exceeding 30 
years (Relaxable up 
to 5 years for Govern 
ment Servants ). 
Note : The crucial 
date for determining 


- 


- 


2598 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13, 1923 


PART II — SEC 3 ( 1) ] 


.. 


- - um 


- 


= 


= 


- - 


- - 


- 


the age limit shall be 
the closing date of 
receipt of applica 
tions from candi 
dates in India (and 
not those in Assam , 
Meghalaya ,Andamon 
and Nicobar Islands 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram ,Manipur, 
Nagaland , Sikkim , 
Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir 
State, Lahaul and 
Spiti district and 
Pangi sub -division 
of Chamba district 
(Himachal Pradesh ) 
and Lakshadweep ) 


Period of Probation , 


Eductional and other 
qualification required 
for direct Recruits 


if any 


Whether age and edu 
cational qualifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in 
the case of Promotecs. 


Method of recruitment. Whether 
by direct recruitment or by promotion 
or by dcputation /absorption and per 
centage of the posts to be filled by 
various methods, 


- 


10 


11 


Age : No 


2 years 


Promotion /Deputation failing which by 
direct recruitment. 


Essential : 
(i)Master s Degree of 
M . A . M . Sc./M . Com . of 
a recognised University 
or equivalent, and 


( ii) Degree of bachelor 
of Library Science of a 
recognised University 
or equivalent; and 


( iii ) Two years experi 
ence in a responsible 
capacity in a library of 
standing 
Note . 1 The qualifi 
cation is relaxable at the 
discretion of the Staff 
Selection Commission 
in case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note . 2 : The qualifi 
cation is relaxable at the 
discretion of the Staff 
Selection Commission 
in case of candidates 


[ 177T II — 41453(1) ] 


TECHT 


7979 : 


TRI 4 , 2001/51947 13 , 1923 


2599 


(8 ) 


belonging to the Sched 
ulcd castes and the 
scheduled tribes if, at 
any stage of selection , 
the Staff Selection Com 
mission is of the 
opinion that sufficient 
number of candidates 
from those communities 
possessing the requisite 
experience are not likely 
to be available to fill up 
the post reserved for 
Diem 
Desirable : - Master s 
degree in Library Sci 
cncc of a recognised 
University or cquiva 
lent 
( 11) Experience of docu 
mentation work in a re 
sponsible capacity 
( 111 ) Working knowledge 
in any one modern Eu 
ropcan language other 
than English 


In case of recruitment by promotion /deputa 
tion /absorption grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committcc crists what is its 
composition 


Circumstances in which 
union Public Service 
Commission is to be consul 
ted in making recruitment 


(13) 


Group B Departmental Promotion 
Commitice for confirmation -- 
1 Surveyor General of India 

- Chainman 
2 Director/ Deputy Secretary con 
ccmcd in the Department of Science 
and Technology - Member 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
necessary for promotion / 
deputation 


(12) 
Promotion \Deputation : 
| Officers under the Central Govt /State Govt 
(1) holding analogous posts , or 
( 11 ) with 3 ycars service in posts in the scalc of 
Rs 5000 -8000 or equivalent and possessing 
cducational qualifications and cxperience laid 
down for direct recruitment under column (8 ) 
2 The departmental librarian ( Junior) in the scale 
of Rs 5000 - 8000 with 3 years regular service in 
the grade will also be considered and in case he 
is selected for appointment to the post , the same 
shall be deemed to havc bccn filled by 
promotion 
(Period of deputation shall ordinarily not exceed 
By cars ) The maximum age limit for appointment 
by deputation shall not be cxcccding 56 years 
as on the closing date of receipt of applications 


IF No SM /02 /027/ 98 ) 
S CHAKRAVARTHY, Under Sccy 


2268 GI/ 2001 - 10 


2600 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


[PART II _ SEC . 360 ] 


संचार मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2001 
सा . का . नि . 416 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय डाकतार 
लेखा और वित्त सेवा ( समूह क ) भर्ती नियम, 1972, को अधिक्रांत करते हुए सिपाय उन बातों के जिन्हें , ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है पा 
करने का लोप किया गया है भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ( समूह क ) की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक और दूरचार लेखा और पित्त सेवा ( समूह क ) भर्ती 
नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . परिभाषाएं. - इन नियमो में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) "नियत दिन " से ऐसी तारीख जिसको ये नियम प्रवृत्त होंगे , अभिप्रेत है ; 

( ख ) " अनुमोदित सेवा " से उस श्रेणी में की गई कुल सेवा की अवधि और आने वाले वर्षमें प्रथम जनवरी से उस परीक्षा के वर्ष के माध्यम 
मे जो सदस्य भर्ती हुआ था, अभिप्रेत है, और 

(1 ) नियत दिन के पूर्व ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता प्रयोजनों के लिए ध्यान में ली गई ; 

( u ) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण कर लेता,किंतु उसके अवकाश पर होने से या अन्यथा ऐसे पद धारण 
करने के लिए उपलब्ध न हों , की अवधि सम्मिलित है या है ; 

( ग ) “ आयोग " से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ; 
( घ ) " विभागीय प्रोन्नति समिति " किसी भी श्रेणी के संबंध में , इन नियमों की अनुसंधी III के स्तंभ ३ और 4 में विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत 


( ङ ) " परीक्षा " से भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा और अन्य इस प्रकार की सेवाओं, जो सरकार द्वारा समय - समय पर 
जैसे विनिर्दिष्ट की जाएं की भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा समाहित है , से अभिप्रेत है ; 

( च ) " सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 
( छ ) “ श्रेणी " से नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है ; 

( ज ) “ अनुसूचित जातियों " और " अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड ( 24 ) 
और ( 25 ) द्वारा समभुदिष्ट किए गए हैं ; 

( झ ) " सेवा " से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय डाक और दूरसंचार सेवा और वित्त सेवा वर्ग I अभिप्रेत है । 
3 . सेवा का गठन . - ( 1 ) गणित सेवा भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा वर्ग क से जानी जाएगी । 
( 2 ) सेवाजिसमें होंगे 
( 1 ) नियम 5 और नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों । 
( 1 ) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे गठन के पश्चात् सेवा में नियुक्त व्यक्ति । 
( 1 ) सेवा में निम्नलिखित श्रेणियां होंगी अर्थात् : 
( क ) कनिष्ठ काल वेतनमान 

( 8000 - 275 - 13500 रु. ) 
( ख ) ज्येष्ठ काल वेतनमान 

( 10000 - 325 - 15200 रु. ) 
( ग ) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 

( 12000 - 375 - 16500 रु . ) 
( घ ) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चयन श्रेणी ( 14300 - 400 - 18300 रु ) 
( ड. ) ज्येष्ठ प्रशासभिक श्रेणी 

( 18400 -500 - 22400 रु. ) 
( च ) उच्च प्रशासनिक श्रेणी 

( 22400 - 525 - 24500 रु. ) 
( छ ) सलाहकार ( विस्त ) 

( 22400 -600 - 26000 रु. ) 
4 . सेवा की प्राधिकृत स्थायी संख्या और अस्थायी संख्या. - ( 1 ) इन नियमों के आरंभ की तारीख को विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत 
स्थायी संख्या और अस्थायी संख्या अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ भाषण 13, 1923 

2601 
( 2 ) इन नियमों के आरंभ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत स्थापी - संख्या यह होगी, जो सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित 
की जाए । 

( 3) किसी श्रेणी में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा जारी किए जा सकने वाले साधारण और विशेष आदेशों के 
अध्ययधीन श्रेणी में अस्थायी वृद्धि कर सकेगी, जो वह समय- समय पर आपश्यक समझे । 

5 . सेवा का प्रारंभिक गठन. -- ( 1 ) भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा में नियमित आधार पर कार्य पद को धारण करने 
वाले सभी अधिकारी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के अपने ग्रेड में सदस्य होंगे । 

( 2 ) उपनियम ( 1) में निर्देशित अधिकारियों की इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई नियमित सेवा को, उमकी परिवीक्षा, प्रोन्नति , 
नियमितीकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा में गणना की जाएगी । 

6 . भती की पद्धति . - ( 1 ) सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा के लिए भर्ती निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी द्वारा की जाएगी , 
अर्थात् : 

( क ) इम नियमों के अनुसूची II के उपबंधों के अनुसार ली गई किसी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ; 
( ख ) इन नियमों के अनुसूचीII के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा ; 
( ग ) नियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति द्वारा । 
( 2 ) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान पर भर्ती निम्नलिखित रूप से की जाएगी -- 

( क ) सेवा के कनिष्ठ काल पेतममाम पर मियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पचास प्रतिशत कनिष्ठ काल वेतनमान पद जो कि ऐसे 
समय और स्थान इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा जारी सूचना में विहित किए जाएं ; 

( ख ) इस नियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसरण में पचास प्रतिशत पद कनिष्ठ काल पेतनमान पद से प्रोन्नति द्वारा भरी 
जाएगी । 
( ३ ) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार सेवा में की कोई विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियां भरने के प्रयोजन के लिए अंगीकृत 
की जाने वाली भर्ती की पद्धति या पद्धतियां जो भर्ती की किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरी जाने के लिए अपेक्षित हो , और प्रत्येक पद्धति द्वारा भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अषधारित करेगी । 

7 सेवा में नियुक्ति . - ( 1 ) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा पर सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी । 

( 2 ) नियम 6 के अधीन भाग ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की प्रारंभिक नियुक्ति सेवा कनिष्ठ काल 
वेतनमान में होगी । 

( 3 ) सेवा पर नियुक्तियां सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्गों या प्रवर्गों के लिए सेवा में विशेष 
प्रतिनिधित्व की बाबत आदेशों के अधीन रहते हुए होंगी । 

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति . -- सरकार सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में , पद को प्रतिनियुक्ति 
के द्वारा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से उपयुक्त श्रेणी के अधिकारियों या आयोग के परामर्श से राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र, कानूनी/ अर्धसरकारी / 
पब्लिक सेक्टर उपक्रम / स्वायतशासी निकायों से भर सकेगी जो उनके और प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

१. परिवीक्षा. -- ( 1 ) अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति चाहे परीक्षा के द्वारा धयन या प्रोन्नति के द्वारा हुई हो , परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष के 
लिए होगी । 

( 2 ) परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण के अधीन ऐसे व्याख्यानों और विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर ऐसी परीक्षाओं/परीक्षणों और अभ्यासों को 
करेगा जिन्हें समय - समय पर सक्षम प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में विनिश्चित किए जाए । 

( 3 ) प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर सक्षम प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण 
संस्थानों में और विभागीय परीक्षाओं आदि में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के खाते के अंकों को अभिलेख में लेनानिर्धारण करेगा । 

( 4 ) सरकार उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगी, यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर यथास्थिति उपनियम 
( 1 ) में निर्दिष्ट या विस्तार के पूर्व यह राय है कि परिवीक्षा या विस्तार की ऐसी अवधि के दौरान अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या यह 
समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए ऐसी परिवीक्षा या उसने विस्तार की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह समाधान हो जाता है 
कि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है सरकार किसी अभ्यर्थी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित या ऐसे आदेश जिसे वह उचित समझे 
आदेश द्वारा परित कर सकेगा । 

( 5 ) अभ्यर्थियों की परिवीक्षा की अवधि की पूर्णता पर.- - यदि स्थाई नियुक्ति के लिए उन्हें ठीक समझा जाए तो उनकी नियुक्ति पुष्ट 
कर दी जाएगी । 


2602 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001 /SRAVANA 13 , 1923 


| PART II - - SEC. 3(i)] 


10 % 


10 % 


( 6 ) सक्षम प्राधिकारी, काडर नियंत्रण प्राधिकरी द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ; सभी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो आयोग के माध्यम से सेवा 
में भर्तीकिए गए हैं की सूची तैयार करेगा । ऐसी सूची ज्येष्ठता के अनुक्रम में जिसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा किए कुल अंकों के अनुक्रम में निम्नलिखित 
मानकस्तरों के अनुसार अवधारित किया जाएगा; व्यवस्थित किया जाएगा : 

( i ) आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक । 
( ii ) प्रत्येक मानकस्तर के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार कुल 100 अंकों में से प्राप्तांक : 

( क ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासम अकादमी में प्राप्तांक 
( ख ) राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद में प्राप्तांक 

40 % 
( ग ) उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद में विभागीय परीक्षा में प्राप्तांक 

30 % 
( घ ) कार्य प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति के कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी या 

कोई अन्य प्राधिकारी जो काडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए ; आंतरिक 

वित्त सलाहकारों से प्राप्त फील्ड रिपोर्टों के आधार पर कार्यपालन को निर्धारित करेगा । - 
( ङ ) सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारानिर्धारण के लिए मानकस्तर पर जैसे 

अनुशासन कक्षा में भाग लेना, परियोजना कार्यपालन, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां 
आदि जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा जैसे विमिश्चित की जाएं । 

___ - 10 % 
यदि दो या अधिक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो समान कुल अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी अंतर - सह - ज्येष्ठता आयोग की ज्येष्ठता सूची के 
अनुसार होगी । परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के मध्य अंतर - सह - ज्येष्ठता परिवीक्षाधीन व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त छह : मानकस्तरों में प्राप्त कुल अंकों के आधार 
पर विनिश्चित की जाएगी । 

( 7 ) प्रोन्नति द्वारा कनिष्ठ काल वेतममान पर नियुक्त अधिकारियों को उपनियम ( 2 ), ( 3 ) और ( 6 ) लागू नहीं होगा । 

10 . सेवा में सारवान नियुक्ति - सेवा में सभी सारवान नियुक्ति सेवा की समुचित श्रेणी में की जाएगी और उस श्रेणी में विनिर्दिष्ट पदों के 
लिए नहीं की जाएगी । 

11, ज्येष्ठता - ( 1 ) प्रत्येक श्रेणी में सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता 
को विनियमित करने वाले सामान्य आदेशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे । . 

( 2 ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो 
वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता 
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगलीउतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिषीक्षा की अवधि पूरी की ली हो । 

12. स्थानान्तरण के लिए दायित्व - सेवा के अधिकारी भारत में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए दायी होंगे । 
13. वह व्यक्ति 

( क ) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

14. अपशिष्ट मामले . - इन नियमों या विनियमों या उनके अधीन किए गए या जारी किए गए आदेशों या विशेष आदेश के अंतर्गत 
विनिर्दिष्टत : न आने वाले मामलों की बाबत, सेवा के सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं को साधारण रूप से लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा 
शासित होंगे । 

15. विनियम और आदेश. - सरकार इन नियमों से असंगत ऐसे विनियम और आदेश सभी मामलों के लिए उपबंध करने के लिए जिसके 
लिए उपबंध इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन है बना सकेगी और जारी कर सकेगी। 

16 . शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करमा आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या पदों की 
बाबत, आदेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी। 

17 . निर्वचन - यदि इन नियमों के संबंध में कोई प्रश्न उठता हो तो , उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा , जो उसका विनिश्चय करेगी । 

18. व्यावृत्ति - इन नियमों को कोई भी बात , सरकार द्वारा समय - समय पर इसके बारे में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यक्तियों के विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण या अन्य रियायतों को 
प्रभावी नहीं करेगी । 


[ भाग [ I - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13 , 1923 


2603 


संख्या* 


अनुसूची - 1 
सेवा में विभिन्न श्रेणी में प्राधिकृत संख्या 

श्रेणी 
1. उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी 

( 22400 - 600 - 26000 रु. ) 

( 22400 - 525 - 24500 रु. ) 
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 

( 18400 - 500 - 22400 रु. ) 
3 . कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 

( जिसके अकृत्यम श्रेणी के पद भी सम्मिलित हैं ) 
( 1 ) 14300 - 400 - 18300 रु . 

( 1 ) 12000 - 375 - 16500 रु. 
4 . ज्येष्ठ काल वेतनमान 

( 10000 - 325 - 15200 रु. ) 
5 . कनिष्ठ काल वेतनमान 

( 8000 - 275 - 13500 रु. ) 
प्रशिक्षण आरक्षण 
* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । 


855 


318 


25 


श्रेणी 


" 


- 


3 


अनुसूची - 2 

( नियम 6 देखिए ) 
भर्ती की पद्धति , प्रोन्नति का क्षेत्र और भारतीय डाकतार लेखा और वित्त सेवा विनियमन श्रेणी में सम्मिलित कार्य पदों पर प्रोन्नति होने 
पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक निम्न श्रेणी में अर्हक न्यूनतम सेवा । 

भर्ती की पद्धति योग्यता के आधार पर चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 

चयन या चयन सह ज्येष्ठता 
या अचयम 

5 
1. सलाहकार ( वित्त ) प्रोन्मति द्वारा योग्यता के आधार पर चयन 22400 -525 - 24500 रु. के ग्रेड के अधिकारियों में जिनके 
( 22400 - 600 - 26000 रु. ) 

न होने पर 18400 - 500 - 22000 रु . ग्रेड के अधिकारियों में 
जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उम ग्रेड में 3 वर्ष की 

नियमित सेवा की है । 
2. उच्च प्रशासनिक श्रेणी प्रोन्नति द्वारा योग्यता के आधार पर चयन 18400 - 500 - 22000 रु. ग्रेड के अधिकारी जिन्होंने उस 
( 22400 - 525 - 24500 रु . ) 

वर्ष की 1 जनवरी को उस ग्रेड में ३ वर्ष की नियमित सेवा 

की है । 
3 ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी प्रोन्नति द्वारा योग्यता के आधार पर चयन कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों में 
( 18400 - 500 - 22400 रु. ) 

( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी ( अकृत्यक चयन श्रेणी ) और 
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उस वर्ष की 1 जनवरी को 8 
( आठ ) वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा जिनके न होने पर 
( ii ) समूह क में 17 ( सतरह ) वर्ष की अनुमोदित सेवा 
जिसमें उस वर्ष की 1 जनवरी को कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 

में 4 ( चार ) वर्ष की नियमित सेवा भी है । 
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी प्रोन्नति द्वारा अचयन 

कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने वर्ष की 
( अकृत्यक चयन श्रेणी ) 

1 जनवरी को सेवा के 13वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है वर्ष 
( 14300 - 400 - 18300 रु. ) 

गणना ऐसे सदस्य परीक्षा के वर्ष जिसके आधार पर भर्ती 
हुआ है के अनुगामी वर्ष से की जाएगी । 


2604 


THE GAZETTE OFINDIA: AUGUST 4, 2001/SRAVANA13, 1923 


[ PART II - SEC . 3( 0 ] 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 

2 
5 . कनिष्ठ प्रशासानिक श्रेणी प्रोन्नति द्वारा 

( 12000 - 375 - 16500 रु. ) 


4 

5 
योग्यता के आधार पर चयन पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ज्येष्ठ काल वेतनमान 

या समूह क में उस वर्ष की 1 जनवरी को 9 वर्ष की 

अमुमोदित सेवा के अधिकारियों से 
चयन सह ज्येष्ठता कनिष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने 

उस वर्ष की 1 जनवरी को चार वर्ष की अनुमोदित सेवा की 


6. 


प्रोन्नति द्वारा 


ज्येष्ठ काल वेतनमान 
( 10000 - 325 - 15200 रु . ) 


7 . 


क्रम 


कनिष्ठ काल वेतनमान (1 ) सीधी भर्ती 

आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों जो 
( 8000 - 275 - 13500 रु. ) द्वारा 50 प्रतिशत 

कि शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा तथा परीक्षा की ऐसी 
स्कीम के आधार पर जो कि इस संबंध में सरकार द्वारा समय 
समय पर आयोग के परामर्श के पश्चात् अधिसूचित की 

जाए के आधार पर की जाएगी । 
( ii ) प्रोन्नति द्वारा चयन - सह - ज्येष्ठता समूह ख के ज्येष्ठ लेखा अधिकारियों से जिन्होंने वर्ष की 
50 प्रतिशत 

एक जनवरी को ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में कुल तीन 
वर्ष की सम्मिलित सेवा कर ली है । कनिष्ठ काल वेतनमान 
की रिक्तियों की नियुक्ति के लिए डाक और दूरसंचार 
लेखा और वित्त सेवा, दूरसंचार खंड के समूह ख और 
डाक और दूरसंचार वित्त सेवा दूरसंचार खंड के समूह ख 
के उपलब्ध रिक्तियों के कनिष्ठ काल वेतनमान क्रमश: 
डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से समान 

रूप से भरी जाएगी । 
अनुसूची -~- 3 

[ नियम 2 ( घ ) देखिए ] 
श्रेणी 

ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति श्रेणी में पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति के 
में निम्नलिखित होंगे 

लिए निम्नलिखित होंगे 

4 
कनिष्ठ काल वेतनमान 1. अध्यक्ष/ सदस्य, आयोग अध्यक्ष 

1 . सलाहकार ( वित्त ) 
2. मलाहकार ( वित्त ) 

दूर संचार आयोग - अध्यक्ष 
दूर संचार आयोग - सदस्य 

2. उप महानिदेशक संबद्ध दूर संचार 
3 . संबंधित उप महानिदेशक ( वित्त खंड ) आयोग - सदस्य 
दूर संचार आयोग - सदस्य 

3 . निदेशक ( कर्मचारी स्थापन लेखा ) 
4 निदेशक ( कर्मचारी स्थापन लेखा ) 

दूर संचार आयोग - सदस्य 
दूर संचार आयोग - मदस्य 
वरिष्ठ काल वेतनमान 1. सलाहकार ( वित्त ) 

लागू नहीं होता 
दूर संचार आयोग अध्यक्ष 
2. संबंधित उप महानिदेशक ( वित्त खंड ) 

दर संचार आयोग - सदस्य 
3 निदेशक ( कर्मचारी स्थापन लेखा ) 

दूर मंधार आयोग - सदस्य 
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 1. अध्यक्ष/ सदस्य, आयोग --- अध्यक्ष 

लागू नहीं होता 
2 . सलाहकार (विस ) 

दूर संचार आयोग - सदम्य 
3 . संबंधित उप महानिदेशक ( वित्त खंड ) 

दूर संचार आयोग - सदस्य 


1 


2 


3 


[ भाग - खणड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2605 


4. 


लागू महीं होता 


चयन श्रेणी/ कनिष्ठ 
प्रशासनिक श्रेणी 


5 . ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 


लागू नहीं होता 


1. सदस्य ( वित्त ) , 

दूर संचार आयोग अध्यक्ष 
2 . सलाहकार ( वित्त ), 

दूर संचार आयोग - सदस्य 
3. संबंधित उप महानिदेशक (वित्त खंड ) , 

दूर संघार आयोग - सदस्य 
1. अध्यक्ष/ सदस्य, आयोग – अध्यक्ष 
2. सदस्य ( वित्त ), 

दूर संधार आयोग - सदस्य 
3. सलाहकार ( वित्त ) , 

दूर संचार आयोग - सदस्य 
1 . अध्यक्ष/ सदस्प, आयोग – अध्यक्ष 
2 . अध्यक्ष, दूर संचार आयोग - सदस्य 
3. सदस्य ( वित्त ) , 

दूर संचार आयोग - सदस्य 
1. अध्यक्ष/ सदस्य , आयोग – अध्यक्ष 
2. अध्यक्ष, दूर संचार आयोग - सदस्य 
3. सदस्य ( वित्त ) , 

दूर संचार आयोग सदस्य 


6. 


उच्च प्रशासनिक श्रेणी 


लागू नहीं होता 


7. 


सलाहकार ( वित्त ) 


लागू नहीं होता 


[ फा . सं . 7 -6 / 89 - एस.ई. ए ]] 
एम. के . सेतिया , अवर सचिव ( एस ई ए ) 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Department of Telecommunications) 

New Delhi, the 24th July, 2001 
G . S . R . 416 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
supersession of the Indian Posts and Telegraphs Accounts and Finance Service (Group A Posts) Recruitment Rules, 1972 , 
except as respects things done or omitted to .be done before such supersession , the President hereby makes the following 
rules regulating the Recruitment to the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group A ), 
namely : 

1. Short Title and Commencement.- - ( 1) These rules may be called the Indian Posts and Telecommunications, 
Accounts and Finance Service Group ‘ A ’ Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force from the date oftheir publication in the Official Gazette . 
2 . Definition . - In these rules, unless the context otherwise requires - 

( a ) " Appointed day" means the date on which these rules come into force ; 
(6 ) " Approved Service" mcans the total length of service in the grade and shall reckon from the first January 
following the year of examination through which themember wasrecruited , and 
(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those persons appointed before the 

appointed day; 
(b ) during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or 

otherwise being not available for holding such posts , 
(c ) " Commission " means the Union Public Service Commission ; 


2606 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13 , 1923 


PART II - Sec, 3 (1)] 


(d) “ Departmental Promotion Committce" in relation to any grade, means a Committee specified in columns 3 

and 4 of Schedulc III to these rules. 
(e ) " Examination " means a combined competitive examination consisting of a preliminary examination and a 

main cxamination for recruitment to the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance 

Service and such other services as may be specified by the Government from time to time; 
( 1) " Government" means the Central Government ; 
(g) " Grade " means the grade specified in rulc 3; 
(h ) " Scheduled Castes and Scheduled Tribes " shall have the same meaning as are assigned to them by 

clauses (24 ) and ( 25 ) respectively of article 366 of the Constitution ; 
(1) " Service" means Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service (Group A ) 

constituted under rule 3 . 
3. Constitution of the Service. ( 1) The constituted service to be known as the Indian Posts and Telecom 
ts and Finance Service Group A , 
( 2) The Service shall consist of, 

(1) persons appointed to the service under rule 5 and rule 6 . 
(i ) persons appointed to the service after such constitution in accordance with the provisions of these rules. 
(üi) there shall be following grades in the service , namely : 
( a) Junior Time Scale 

(Rs. 8000- 275 -13500 ) 
(b ) Senior Time Scale 

(Rs. 10000-325 - 15200) 
(c ) Junior Administrative Grade 

(Rs. 12000 -375 - 16500 ) 
(d ) Selection Grade in Junior 

(Rs. 14300 - 400 - 18300 ) 
Administrative Grade 
(e ) Senior Administrative Grade 

(Rs. 18400 - 500 -22400 ) 
(1) Higher Administrative Grade 

(Rs. 22400 -525- 24500) 
(8 ) Advisor (Finance ) 

(Rs. 22400 -600 -26000 ) 
4 . Authorised Permanent Strength and Temporary Strength of the Service. - ( 1) The authorised permanent 
stronth and temporary strength of the various grades on the date of commencement of these rules and the number of posts 
in cach grade shall be as specified in Schedule I . 

( 2) After the commencement of these rules, the authorised permanentstrength of various grades shall be such as 
may , from time to time, be determined by theGovernment 

( 3 ) The authority competent to make an appointment to a gradc may make such temporary additions to the 
strength of the grade as it may dccm nccossary from time to time subject to any general or special orders that may be issued 
by thc Government. 

5 . Initial Constitution of the Service - (1 ) All existing officers holding duty posts on regular basis in the Indian 
Posts and Telegraphs Accounts and Finance Service on the date of commencement of these rules shall be the members of 
the service in their respective grades . 

(2 ) The reguiar continuous service of the officers referred to in sub - rulc (1 ) before the commencement of these 
rules shall count for the purposc of probation , qualifying service for promotion , confirmation and pension in the service. 

6 . Method of Recruitment. ( 1) After the initial constitution of the service , recruitment to the service shall be 
made by any of the following methods, namely , 

(a ) by a competitive examination held in accordance with the provisions contained in Schedule II of these 

rulcs ; 


[ 4T1 II -- 


3 (1) ] 


MILT 


M47 : TTT 4 , 2001/ 719473 , 1923 


2607 


- 


- - 


- 


- 


- 


( b ) by promotion in accordance with the provision contained in Schedule II of these rules; 

(c) by deputation in accordance with the provisions of Rule 8 . 
(2) Recruitment to thc Junior Time Scale of the service shall be as under, 
( a ) Fifty percentof the Junior Time Scale posts by a competitive examination for appointment to the junior time 

scale of the service which will be held at such times and places as may be prescribed in a notice issued by 

the Commission for this purpose ; 
(b ) Fifty percent of the posts in the Junior Time Scale by promotion in accordance with the provisions 

prescribed in Schedulc - II of these rules. 
( 3) Subject to the provisions of these rulcs , the Government shall detcrminc the method or methods of recruitment 
to be adopted for the purpose or filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled 
during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruiled by each method . 

7. Appointment to the Service. -- 

(1) All appointments to the service after the initial constitution shall be made by the Government: 
(2) Initial appointment of the persons recruited to the service under clause (a ) of sub rule 1 of rule 6 shall be in 

the Junior Time Scale of the Service . 
(3) Appointment to the service shall be subject to the orders regarding the special representation in the 

service for the specific classes or categories of persons issued by the Government from time to time. 
8 . Appointment by deputation . - In the event of non -availability of elgible officers by direct recruitment or by 
promotion , the Government may appoint on deputation 10 a post, bornc on the cadre of the service, officers in the 
appropriate grade from other Departments of Central Government or in consultation with the Commission from a State 
Government/Union territory , Statutory/ SemiGovernment, Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies and thc period 
ofdeputation shall not ordinarily exceed three years. 

9 . Probation ( 1) Candidates appointed to the service either by selection through examination or by promotion , 
shall be on probation for a period of two years . 

(2 ) A probationcs under , training shall attend such lectures and undergo such examination / tests and exercises in 
various training centres as decided by the Competent Authority or any Authority as decided by the cadre controlling 
authority from time to time. 

( 3 ) At the end of the period of training the Competent Authority or any other authority as decided by the cadre 
controlling authority , shall assess the records, taking into account the marks obtained by the probationer in different 
training institutes and departmental examinations, etc . 

(4 ) The Government may extend the period of probation specifed in sub rule ( 1) , if on the expiry of the period of 
probation , referred to in sub rulc ( 1 ) or of any extension thereof, as the case may be , it is of the opinion that the candidate 
is not fit for permanent appointment or at any such time during such period of probation or extension , it is satisfied that the 
candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of the period of such probation or of extension , the 
Governmentmay discharge or revert a candidate to his substantive-post or pass such orders as it may think fit. 

( 5) On the completion of the period of probation the candidates, if considered fit for pcrmanent appointment,will 
be confirmed in their appointment. 

( 6 ) The Competent Authority as may be decided by the cadre controlling authority shall prepare a list of all 
probationers who arc recruited to the service through the Commission . Such list shall be arranged in order of merit which 
shall be determined in accordance with the aggregate marks obtained by a probationcr as per the following paramcters : 

(1) Marks obtained at the competitive examination held by the Commission . 
( ) Out of an aggregate of 100 marks as per the proportion earmarked for each parameter : 
(a) Marks obtained in the Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration -- 

10 % 
(6 ) Marks obtained in the National Institute 
ofFinancialManagement, Faridabad 

40 % 


2268 G1/ 2001 -- 13 


2608 

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 [PART II — SEC . 3(1)] 
(© ) Marks obtained in the departmental cxam , 

at Advanced Level Telecom Training Centre , 
Ghaziabad 

30 % 
(d ) For the performance of the probationer 

during on the job training the Competent 
Authority or any other authority as may be 
decided by thc cadre controlling authority 
may assess the performance based on field 
reports from Internal Financial Advisors 

10 % 
( e ) For the assessment by Competent Authority 

or any other authority as may be decided by 
the cadre controlling authority on parameters 
like discipline, class participation , project 
performance , extra curncular activities , etc . --- 

10 % 
Iftwo or more probationers have secured equal number ofmarks in aggregate their inter- se merit shall be decided 
as per Commission s merit list. The inter - se seniority amongst the probationers will be decided on the aggregate marks the 
probationers obtain in the above six parameters. 

(7 ) Sub - rules (2 ), (3 ) and (6 ) shall notbe applicable to the Officers appointed to the Junior Time Scale by promotion . 

10. Substantive appointment in the Service .- - All substantive appointments in the service shall be made to the 
appropriate grade of the service and not against the specified posts in that grade. 

11. Seniority .- - ( 1) The seniority of the members of the service in each grade shall be determined in accordance 
with the general orders regulating seniority of Government servants issued by the Government from time to time. 

(2 ) In cases where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered forpromotion , 
their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more 
than half of such qualifying /cligibility service or two years , whichever is less , and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying 
eligibility service . 

12. Liability for transfer.- - Officers of the service shall be liable for transfer anywhere in India . 
13. Disqualification . — No person shall be eligible for appointment to the service: 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 

Provided that the Governmertmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to themarriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 

14. Residuary Matters — In regard to the matters not specifically covered by these rules or by regulations or 
orders made or issued thereunder or by special order the members of the service shall be governed by the rules, regulations 
and orders applicable to the Central Civil Services in general as interpreted bythe cadre controlling authority 

15. Regulations and Orders . — The Governemnt may make regulations and issue orders , not inconsistent with 
these rules, to provide for all matters, for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving cffect to these 
rules. 

16 . Power to Relax . — Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so , it may by 
avender for reasons to be recorded in writing and in consulatation with the Commission , relax any of the provisions of these 
rules with "nect to any class or category of persons or posts . 

17. Interpretation . If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to thc 
Government who shall decide the same. 

18 . Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for 
candidates belonging to the Scheduled Castes/ the Schedulcd Tribes and other special catcgories of persons in accordance 
with the orders issued by the Government from time to time in this regard . 


[ 417 II - 


3 (1) ] 


LATEST T1931 : TTT 4 , 2001/514013, 1923 


2609 


SCHEDULEH 

(See rule 4 ) 
AUTHORISED STRENGTH OF THE VARIOUS GRADES IN THE SERVICE 


Grade 


Strength 


1. 


2. 


3 


luni 


Higher Administrative Grade 
(Rs 22400 -600 - 26000 ) 
(Rs. 22400 - 525 -24500 ) 
Senior Administrative Grade 
(Rs. 18400 -500 -22400)) 
Junior Administrauve Grade 
( including those in the 
Non - functional Grade ) 
(i) Rs. 14300 -400 -18300 
(i ) R $ 12000 -375 - 16500 
Senior Time Scale 
(Rs. 10000 - 325 - 15200 ) 
Junior Time Scale 
(Rs 8000 -275 - 13500)) 
Training reserve 
* Number of posts is variable depending on the workload 


5 . 


SCHEDULE 

(Sec rule 6 ) 
Method of recruitment, Field of promotion and Minumum qualifying service in the next lower grade for appointinent 
or Officers on promotion to duty posts included in various Grades of the Indian Postal and Telecommunications Accounts 
and Finance Service . 


Grade 


Sonial 
number 


Method of 
recruitment 


Field or Selection and the inininum 
qualifying service for promotion 


Whcther selection 
by merit or selection 
cum seniority or . 
non - selection post 


i 


1 


By Promotion 


Selection bymerit 


Advisor 
( Finance ) 
( Rs 22400 
600 - 26000)) 


Officers in the grade of Rs 22400 -525 -24500) 
failing which officers in the grade of Rs 
18400 -500 - 22000 with 3 years of regular 
service in the grade as on 1st January of the 
ycar 
Officers in the grade of Rs 1847 - 500 
22000 with three years of regular service 
in thal Gradc as on 1st January of thc ycar 


By Promotion 


Selection by merit 


Higher 
Administrative 
Gradc 
(Rs 22400) 
525 - 2450X )) 


By Promotion 


Selection by merit 


Senior Adminus - 
Irative Grade 
(Rs. 18400 
500 - 22400)) 


Officers in the Junior Administrative 
Grade (i) with 8 (cight) years combined 
regular service in Junior Administrative 
Grade and Junior Administrative Grade 
( Non - ſunctional Sclection Grade ) as on 1st 
January of that ycar failing which 


2610 


THE GAZETTE OF INDIA . AUGUST 4 , 2001 /SRAVANA 13 , 1923 


[Part II — SE 3 (1)] 


= 


= 


= 


2 


3 


( 11) with 17 ( seventeen ) ycars of approved 
service in Group A out ofwhich 4 (Four) 
years of regular service shall be in Junior 
Administrative grade as on 1st January of 
that year 
Officers of the Junior Adininistrative Grade 
who have entered the 13th year of service 
on the 1st January of the ycar calculated 
from the year of examination on the basis 
of which such member was recruited 


By Promotion 


Non selection 


By Promotion 


Sclection by merit 


Junior Adminis - 
trative Grade 
(Non - Functional 
Selection Grade ) 
(Rs 14300 - 400 
18301 )) 
Junior Adminis - 
trative Grade 
(Rs 12000 -375 
16500 ) 
Senior Tinie 
Scale 
(Rs 1000- 325 
15200)) 
Junior Time 
Scale 
( R $ 8000 
275 - 1350X )) 


Officers in the Senior Time Scale with five 

cars regular service or 9 years approved 
service in Group ‘ A ’ as on 1st January of 
the year 
Officers in the Junior Time Scale who have 
completed four years of approved service 
as on 1st January of the scar 


By Promotion 


Şçlection cum 
seniority 


( 1) 50 % by direct 
recruitment 


( 11 ) 50 % by 
Proinolon 


Scleclion cun 
seniority 


Based on the results of the competitive ex 
amination conducted by the Commission 
on thc basis of cducational qualifications 
and age limit and any scheme of examina 
tion that may be notified by the Govern 
ment in consultation with the Commission 
from time to time in this regard 
Senior Accounts Officers in Group B with 
a total of three years combined scrvice as 
Senior Accounts Officer and Accounts 
Ollicer as on 1st of January of the vear 
The vacancies for appointment to the 
Junior Time Scale shall be shared between 
the officers of thc Postal and Telecommuni 
calion Accounts and Finance Service 
Postal Wing Group B and the Postal and 
Telecommunication Finance Service Tele 
com Wing Group B on the basis of vacan 
cies available in the Jutlior Time Scale in 
the Department of Posts and Departinent 
of Telecom respectively 


SCHEDULE - ITI 
Scc rule 2 (d ) ) 


Serial 


, 


Gryde 


Composition of Departmental Promotion 
Committee for Promotion to the grade 


Number 


2 


Composition of Departmental Promo 
tion for confirmation to the grade 

1 3 4 
1 Adviser (Finance ) Telecom 
Commission 

Chman 
2 Deputy Director General concerned 

Telecom Commission - Member 


Junior Time Scalc 


1 


Chairman /Member , Commission 

Churman 
Adviser (Finance), Telecom 
Commission Member 


2 


( 4777 II- - 145 3( 1) ] 


17 


4 : 


TKT 4 , 2001/ 17 13 , 1923 


2611 


س 


ل 


3 Deputy Director General concerned 3. Director (Staff Establishment 

(Finance Wing) Telecom Commission Accounts ) Telecom Commission 
- Member 

--Member 
4 Director (Staff Establishment Accounts ) 

Telecom Commission - - Member 
2 Senior Time Scalc 1 Adviser (Finance ) Telecom 

Notapplicablc 
Commission Chairman 
2 Deputy Director General concerned 

(Finance Wing ) Telecom Commission 

- -Member 
3 Director ( Staff Establishment Accounts ) 

Telecom Commission - Member 
Junior 

1 Chairman Member , Commission Not applicable 
Administrative 

- Chairman 
Grade 

2 Adviser (Finance) Telecom 

Commission --Member 
Deputy Director General concerned 
(Finance Wing ) Telecom Commission 

--Member 
Sclection Member ( Finance ) Telecom 

Not applicable 
Grade/ Junior 

Commission - Chairman 
Administrative 2 Adviser (Finance ) Telecom 
Grade 

Commission - Member 
Deputy Director General concerned 
( Finance Wing ) Telecom 

Commission - Member 
Senior Charman /Member , 

Not applicable 
Administrative 

Commission Charman 
Grande 

Member ( Finance ) Telecom 
Commission — Member 
Adviser (Financc ) Telecom 

Commission Member 
Higer Chairman /Member, 

Not applicable 
Administrauve 

Commission - Charman 
Gradc 

2 Chairman Telecom 

Commission _ Member 
Member (Finance ) Telecom 

Commission - Member 
Adviser 

Charman /Member, 

Not applicable 
(Finance ) 

Commission - Chairman 
2 Chairman Telecom 

Commission - Member 
3 Member (Finance) Telecom 
Commission - -Member 

[F No 7-6 /89-SEA ) 

M K SETIA , Under Secy (SEA ) 
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 

( Frent facte fait ) 

75 fait, 23 Tals , 2001 
HT, F . 7 . 417. - forint 19519 gtform ( ferontera 40 ufuo funt) fagna , 1981 fata 2 
( एल ) के तहत शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वसूल करने योग्य पूर्व निर्धारित दरे इस 


- - 


2612 THE GAZETTE OFINDIA: AUGUST 4, 2001 / SRAVANA 13, 1923 

[ PART II - SEC . 3 (i) ] 
प्रकार अधिसूचित करती है : 
भूमि की श्रेणी 

द्वारका के लिए 1999 - 2000 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें 
1. कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए भूमि 

3871 . 00 रुपये 
2. वैकल्पिक भूखण्ड 

3279. 00 रुपये 

( इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल है ) 
3. डी. डी . ए. आवासीय स्कीम 
एस. एफ . एस. 

3871.00 रुपये 
एम . आई. जी . 

3226 . 00 रुपये 
एल. आई. जी . 

1936 .00 रुपये 
ई . डब्ल्यू . एस. 

1291. 00 रुपये 
( फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आन्तरिक विकास की लागत भी जोड़ी 

जायेगी ) 
4. औद्योगिक 

3924. 00 रुपये 

( इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल है ) 
5. झुग्गी - झोंपड़ी और अमधिवासी 

16. 00 लाख रुपये प्रति एकड़ 
( आन्तरिक विकास की लागत को छोड़कर जो दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग 

द्वारा की जायेगी ) 
ये दरें विस वर्ष 1999 - 2000 के लिए प्रभावी हैं । 

[ सं . के - 20014 / 3/2000 - डीडी2ए ] 

निशा सिंह, निदेशक 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION 

(Department of Urban Development) 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
G . S . R . 417. - In exercise of the powers conferred by by Rule 2 ( 1) of the Delhi Development Authority (Disposal 
of Developed Nazul Land ) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre -determined rates chargeable for 
diffcrent uses asunder : 
Category of Land 

Approved pre - determined rates for Dwarka for 1999 - 2000 

( pcr sq. mtr .) 
I . Land for CGHS 

Rs. 3871.00 
2. Alternative Plots 

Rs. 3279. 00 
( Inclusive of cost of internal development and use and occupation 

charges) 
3. DDA Housing Schemes : 
(a ) SFS 

Rs . 3871. 00 
( b ) MIG 

Rs. 3226. 00 
( c) LIG 

Rs. 1936. 00 
(d ) EWS 

Rs. 1291 .00 
(cost of internal development to be added while working out the 

disposal cost of flats ) 
4. Industrial 

Rs . 3924.00 
( inclusive of cost of internal development and use and occupation 

charges) 
5 . JJ Squatters (Resettlement) 

___ Rs . 16.00 lakhs per acre 
( excluding rates of internal developmentwhich is to be carried out 

by the Slum Deptt . of MCD) 
These rates are effective for the financial year 1999 -2000 . 

INo . K -20014/3 / 2000 - DD IIA ] 

NISHA SINGH , Director 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001/ श्रावण 13, 1923 


2613 


नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2001 
सा . का . नि . 418. - दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री ) नियमावली, 1981 के नियम 2 ( एल ) के तहत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वसूल करने योग्य पूर्व-निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती है :- - 
भूमि की श्रेणी 

भरेला के लिए 1999 - 2000 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें 
1, कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए भूमि 

3049. 00 रुपये 
2. वैकल्पिक भूखण्ड 

2731. 00 रुपये 

( इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल है ) 
3. डी. डी .ए. आवासीय स्कीम 
एस. एफ . एस. 

3049 .00 रुपये 
एम. आई. जी . 

2541. 00 रुपये 
एल. आई. जी . 

1525 .00 रुपये 
ई. डब्ल्यू . एस . 

1017.00 रुपये 
( फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आन्तरिक विकास का .. ... "ी जोड़ी 

जायेगी ) 
4 . झुग्गी - झोंपड़ी और अनधिवासी 

__ 16 . 00 लाख रुपये प्रति एकड़ 
( आन्तरिक विकास की लागत को छोड़कर जो दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग 

द्वारा की जायेगी) 
ये दरें वित्त वर्ष 1999 - 2000 के लिए प्रभावी हैं । 

[ सं . के -20014/5/ 2000 - डीडी2ए ] 

निशा सिंह, निदेशक 
New Delhi, the 23rd July , 2001 
G . S . R . 418 . — In exercise of the powers conferred by Rule 2 ( 1) of the DelhiDevelopment Authority (Disposal of 
Development Nazul Land ) Rules , 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for 
different uses as under - 
Category of Land 

Approved pre -determined rates for Narela for 1999 - 2000 

( per sq. mtr.) 
1. Land for CGHS 

Rs. 3049 .00 
2 . Alternative Plots 

Rs. 2731. 00 
( inclusive of cost of internal development and use and occupation 

charges ) 
3 DDA Housing Schemes : 
SFS 

Rs. 3049 . 00 
MIG 

Rs. 2541 .00 
LG 

Rs . 152500 
EWS 

Rs . 1017.00 
(cost of internal development to be added while working out the 

disposal cost of flats ) 
+ JJ Squatters 

Rs. 16.00 lakhs per acre 
(excluding rates of internal development which is to be carried out 

by the Slum Deptt. ofMCD ) 
These rates are effective for the financial year 1999 -2000 . 

[ No. K-20014/ 5/ 2000-DD IIA] 

NISHA SINGH , Director 


2614 


THE GAZETTE OF INDIA AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13 , 1923 


[ PAR HI - SEC 3 (i) ] 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 19 जुलाई, 2001 
सा. का . नि . 419. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
(डिलर व यांत्रिक ) भर्ती नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

2 ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ( ड्रिलर - मह - मैकेनिक ) भर्ती ( मंशोधन ) नियम, 2001 है । 
__ ( 1 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 केन्दीय भूमिगत जल बोर्ड ( ड्रिलर एवं यांत्रिक ) भर्ती नियम , 1976 में ,--- 

( 1 ) नियम 3 में , " स्तम्भ 5 मे स्तम्भ 13 " शब्दों और अंकों के स्थान पर " म्तम्भ 5 मे म्तम्भ 14 शरद और अक रखे जाएगे ; 
( 11 ) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी , अर्थात् : 

अनुसूची 
पर का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन मह - मेषा में जोड़े गए वर्षों मीधे भर्ती किए जाने बाल 
माख्या 

ज्येष्ठता या का फायदा केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए आयु - मीमा 
योग्यता के सिविल सेवा ( पेंशन ) 
आधार पर नियम , 1972 के 
चयन अथवा नियम 30 के अधीन 
अचयन पद अनुज्ञेग है या नहीं । 


- - -- - - 


_ _ _ 


- 


अचयन 


नहीं 


ष्ट्रिय मह 
मैकेनिक 


4500 - 125 
7000 रु० 


184 * माधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 
* कार्यभार के समूह ग 
आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया अननुमत्रिवीय 
जा सकता है । 


30 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशो के अनुसार सरकारी 
मेषकों के लिए शिथिन करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है । 
टिप्पणी 1 : आय - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( उनमें भिन्न जो अंदमान और निकोबार 
द्वीप या नक्षद्वीप में रहते हैं ) । 
टिप्पणी 2 : ऐसे पदो की बाबत जिन 
पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाती है, य - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक 
मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिम 
तक रोजगार कार्यालयों में नाम भजने 
के लिए कहा गया है । 


- - - -- --.. . - -- -- - - - - - - - - -- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


परिवीक्षा की अधि यदि कोई 


मीधे भर्तीकिए जाने वास्ने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
अर्हताएं 


मीधे भर्ती किए आने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होगी या नहीं 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- -- 
10 


नहीं 


किमी मान्यताप्राप्त संस्थान में यांत्रिक / ड्रिलिंग/ खनन / पैट्रोलियम इंजीनियरी 
में डिप्लोमा और नलकूप ड्रिलिंग रिंगो के प्रचालन और अनुरक्षण में तीन 
वर्ष का वास्तविक अनुभव, या 


सीधे भर्तीकिए गए व्यक्तियों 
के लिए दो वर्ष। 
प्रोन्नत ष्यक्तियों के लिए शून्य । 


[ भाग - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001 / 


y 13, 192t 


8 


मैट्रिकुलेट और नलकूप ड्रिलिंग रिंगों के प्रचालन और अनुरक्षण में आठ 
वर्ष का वास्तविक अनुभव । 
टिप्पण - अनुभव संबधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन 
कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रति 
नियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी प्रोन्नति 
भर्ती द्वारा 

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसा सहायक ड्रिलर - सह - मैकेनिक, जिसने उस पद पर 
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष निरन्तर सेवा की है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 


7 


14 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) 

लागू नहीं होता 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
(1 ) निदेशक ( प्रशासन ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

-- अध्यक्ष 
( 1) अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

- सदस्य 
( 11 ) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का एक अधिकारी , 

जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो । - सदस्य 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) 
जिममें निम्नलिखित होंगे : 
(1 ) निदेशक ( प्रशासन ) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , 
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

- अध्यक्ष 
( 1 ) अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

--- सदस्य 
( 1 ) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 

[ फाइल सं . 23 / 40/98 - जी. डब्ल्यू -1 ] 

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र में सा. का.नि . सं. 924 , तारीख 26 जून , 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा . का. नि . सं. 13 , 

तारीख 19 दिसम्बर , 1979 द्वारा और फिर सा. का. नि. सं. 562, तारीख 26 जुलाई, 1986 और मा . का.नि . सं. 850 तारीख 14 नवम्बर , 1987 
एवं सा का. नि. सं. 59 , तारीख 27 जनवरी, 2001 द्वारा उसमें संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi, the 19th July , 2001 


G . S . R . 419 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , thc President 
herebymakes the following rules further to amend the CentralGround Water Board (Driller-cum -Mechanıc )Recruitment 
Rules, 1976, namely - --- 


2268 G112001 ---12 


2616 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/SRAVANA 13 , 1923 


PART II — Sec. 3(1) ] 


1. ( 1) These rules may be called the CentralGround Water Board (Driller-cum -Mechanic ) Recruitment (Amendment ) 
Rules , 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Central Ground Water Board (Driller- cum -Mechanic) Recruitment Rules , 1976 , 
(i) in rule 3, for the words and figures " columns 5 to 13 " , the words and figures " columns 5 to 14 " shall be 

substituted ; 
(ü ) for the existing Schedule , the following Schedule shallbe substituted , namely : 

SCHEDULE 
Name of post Number Classification Scale of Pay Whether selection Whether bcnfit of 
of post 

cum - seniority or added years of service 
selection by merit admissible under 
or non - selection rule 30 of the Central 
posts 

Civil Services (Pension ) 

Rules, 1972 
1 

2 
Driller- cum - 184 * (2001) General Central Rs. 4500 -125 -7000 /- Non - selection 

No 
Mechanic * Subject to Service Group 

variation C Non 
dependent Gazetted , Non 
on work Ministerial, 
load 


4 . 


Age limit for direct recruits 


Period of probation 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


any 


whether age and 
cducational quali 
fications prescri 
bed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


No 


Two years for direct 
recruits. Nil for 
promotees . 


30 ycars 
(Relaxable for Government Ser : 
vant upto 35 ycars in accordance 
with the instructions or orders 
issued by the Central 
Government). 
Note 1 : The crucial date for 
determining the age limit shall 
be the closing date for thc 
receipt of applications from 
candidates in India other than 
those in Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep ) . 
Note 2 : In respect of posts thc 
appointments to which are made 
through Employment Exchanges 
1 . - crucialdate for determining 
the age limit in cach case will be 
the last date upto which the 
Employment Exchanges are asked 
to submit the names. 


Diploma in Mechanical Drilling 
Mining Petroleum Engineering 
from a recognised Instițute with 
three years actual experience in the 
operation and maintenancc of 
water wells drilling rigs , or 
Matriculate with eight years 
actual experience in the operation 
and maintenance of Water Well 
Drilling Rigs . 
Note : The qualification regarding 
experience is relaxable at the dis 
cretion of Competent Authority , for 
reasons to be recorded in writing , 
in the case of candidates belonging 
to Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes if at any stage of selection 
the competent authority is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these communities 
possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill up 
the vacancy rescrved for them . 


[ YTTII – 1453 (1 ] 


HTCT 1 M 


: 37 


4 , 2001 /979013 , 1923 


2617 


Method of recruitment whether by direct recruitmentor by 
promotion or by deputation / absorption and percentage of 
of the posts to be filled by various methods 


In case of recruitment by promotion deputation / 
absorption , grades from which promotion / deputa 
tion / absorption to be made 


12 


100 % by promotion failing which by direct recruitment. 


Promotion : 
Assistant Driller-cum -Mechanic in the Central Ground 
Water Board with five years continuous service in 
the grade rendered after appointment thereto on a 
regular basis. 


Ifa Departmental Promotion Committec exists, what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitinent 


13 


14 


Not applicable . 


Group C Departmental Promotion Committee ( for considering 
promotion ) consisting of : 
(1) Director (Administration ), Central Ground Water Board 

Chairman 
(ü ) Superintending Engineer, CentralGround Water 

Board Member 
( ii ) An officer of another Central Government Department 

notbelow the rank of Executive Engineer - Member 
Group C Departmental Promotion Committee (for considering 
confirmation ) Consisting of : 
(1) Director (Administration ) Senior Administrative Officer , 

CentralGround Water Board - Chairman 
(ü ) Superintending Engineer, Central Ground Water Board 

Member 
(11) Administrative Officer, CentralGround Water Board 

Member 


[F .No. 23/40 /98 -GW .I] 
SOHANS. SAINI, Under Secy . 


Note : — The Principal rules were publihsed in the Gazette of India vide number 924 dated 26th June, 1976 and subsequently 
amcnded vide GSR No . 13 dated the 19th December , 1979 and further amended vide GSR No . 562 dated the 26th July, 1986 
andGSR No. 850 dated the 14th November , 1987 and GSR No . 59 dated 27th January, 2001. 


fareit, 20 2018 , 2001 
HI. ET. Ft. 420. - 179ft, Figura 3728 3098 UTT WG7 YATAY en ti , 12 fra 1996 
( HER 37147 " ) wait forum , 1976 277 3 Finita ca o fac foafer fan art , shefat : 

1. P 774 te iw : ( 1 ) FA FARAH 7 Fif6799 799 * ** 14 YTATT MA ( HISK 978144 ) ff (PTA)FH, 
2001 ti 

( 2) 79 412 mit arte y que 
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ( भंडार अधीक्षक ) भर्ती नियम, 1976 को अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् : -- 


2618 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ŞRAVANA 13 , 1923 


[ PART II _ SEC . 3 (i)]] 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन - सह - सेवा में जोड़े गए वर्षों सीधे भर्ती किए जाने वाले 
ज्येष्ठता पर का फायदा केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
योग्यता के सिविल सेवा (पेंशन ) 
आधार पर नियम, 1972 के 
चयन अथवा नियम 30 के अधीन 
अचयन पद अनुज्ञेय है या नहीं 
56 


1 


भंडार 
अधीक्षक 


5000 - 150 - 


चयन - सह - 


नहीं 


30 वर्ष से अधिक नहीं । 


8000 रु . 


2 

3 
7 * साधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 
* कार्यभार के समूह " ग " 
आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि यदि कोई 
हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक आर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


10 
दो वर्ष 


आवश्यक : 

आयु: नहीं 
( 1 ) उसके पास यांत्रिक/ वेघन/ पैट्रोलियम/ खनन इंजीनियरी 

शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त 
में डिप्लोमा या 

विश्वविद्यालय या बोर्ड से उच्चतर 
यांत्रिक या सामग्री प्रबंध में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए । माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण 
उसके पास निम्नलिखित किमी एक या अधिक विषयों अर्थात् भंडारों पत्र या समतुल्य और उसके पास हिन्दी 
के क्रय , महानिदेशक , पूर्ति और निपटान के माध्यम से मांगपत्र का कार्यसाधक ज्ञान है तथा भंडार 
भेजने, भंडार निरीक्षण , भंडार लेखा, बिन कार्डो के रखरखाव और लेखाओं को मानीटर करने का तीन 
भंडारों के व्ययन से संबंधित भंडार लेखा कार्य का तीन वर्ष का वर्ष का अनुभव भी हो । 
अनुभव आवश्यक होना चाहिए । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


11 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा 


प्रोन्नतिः 
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में 4000 - 100 - 6000 रु . के वेतनमान में ऐसे भंडारी जिनके 
पास उस श्रेणी में आठ ( 8 ) वर्ष का अनुभव है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4, 2001/ श्रावण 13, 1923 


2619 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ? 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा । 


13 


___ 14 
लागू नहीं होता 


ममूह " ग " अननुमचिषीय विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

( 1 ) निदेशक ( प्रशासन ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अध्यक्ष 
( 2 ) अधीक्षण इंजीनियर ( मुख्यालय ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – सदस्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक अधिकारी 

जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो - सदस्य 
समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 


( 1 ) निदेशक ( प्रशासन ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अध्यक्ष 
( 2 ) अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सदस्य 
( 3 ) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी , 
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 

[ फाइल सं . 23 / 2/98 - जी. डब्ल्यू - 1 ] 

सोहन सिंह सैनी , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा . का. नि. सं. 1707 , तारीख 12 नवम्बर , 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का . नि . 

सं . 217 तारीख 23 फरवरी , 1980; सा. का . नि. सं . 626, तारीख 30 जुलाई , 1988 एवं सा. का.नि. सं. 485 तारीख 2 दिसम्बर , 2000 द्वारा 
संशोधित किए गए थे । 


New Delhi, the 20th July , 2001 
G . S . R . 420 . — In excrcise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend thc Central Ground Water Board ( Stores Superintendent) Recruitment 
Rules, 1976, namely : -- 

1. (1 ) These rules may be called the CentralGround Water Board (Stores Superintendent) Recruitment (Amendment) 
Rules , 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . In the CentralGround Water Board (Stores Superintendent)Recruitment Rules, 1976 , for the following Schedule 
shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 
Scale of Pay 


Name of post Number 

of post 


Classification 


Whether selection 
cum- seniority or 
selection by merit 
or non - selection 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under 
rule 30 of the Central 
Civil Services ( Pension ) 
Rules, 1972 


posts 


Rs . 5000 -150 - 8000/ 


No 


Storcs 
Superinten 
dent 


Selection -cum 
seniority 


2 
7 * ( 2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


General Central 
Service Group 
C Non 
Gazetted, Non 
Ministerial . 


2620 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 4 , 2001/ SRAVANA 13, 1923 


Part II — SEC , 3 (1)] 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Period of probation , 


ifany 


Whether age and 
educational quali 
ficationsprescri 
bed for direct 
recruits will apply 
in the casc of 
promotees 


10 


Not exceeding 30 years . 


Two ycars 


Essential : 
(i) Should possess Diploma in Mech 

anical/Drilling/Petroleum /Mining 
Engineering OR 
Degree or Diploma in Mechanical or 

MaterialManagement. 
(ii ) Must have at least three years 

experience in stores accounting 
pertaining to one or more of 
the following subject, purchase 
of storcs, indenting through 
Director General, Supplies and 
Disposal, Inspection of Stores, 
Stores accounting maintenance 
of bin cards and disposal of 
stores. 


Age . No 
Educational Qualifica 
tion : Senior Secondary 
School Leaving Certificate 
or its cquivalent from a 
recognised University 
or Board and possessing 
working knowledge of 
Hindi and also 3 years 
experience of monitoring 
store accounts . 


Method of recruitment whether by direct recruitment or by 
promotion or by deputation / absorption and percentage of 
the posts to be filled by various methods 


In case of recruitment by promotion /deputation 
absorption , grades from which promotion /deputa 
tion / absorption to be made 


12 


By promotion failing which by direct recruitment. 


Promotion : 
Storekeepers in the pay scale ofRs. 4000 - 100 -6000 / 
in the Central Ground Water Board with eight ( 8 ) 
years experience in the grade . 


Ifa Departmental Promotion Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment 


14 
Not applicable . 


Departmental Promotion Committce Group C Non -Ministerial 
consisting of : -- 
1 . Director ( Administration ) , CentralGround Water Board 

- Chroma 
2 . Superintending Engineer, (Head Quarters ) Central Ground 
Water Board 

- Member 
3. An officer of another Central Government Department 

not below the rank of Executive Engincer -Member 
Group C Departmental Promotion Committee ( for considering 
confirmation ) Consisting of - 

1 Director ( Administration ) 

CentralGround Water Board - - Chairman 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 4 , 2001 / श्रावण 13 , 1923 


13 


- Member 


2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board 
3. Senior Administrative Officer/ 

Administrative Officer, Central Ground Water Board 


Member 


[ F. No . 23/2 /98 - GW.I ] 

SOHANS. SAINI , Under Secy . 
Note :--- The Principal rules were publihsed in the Gazette of India vide number GSR 1701 dated 12th November, 1976 and 

was subsequently amended vide numberGSR 217 dated 23rd February , 1980 ; vide number GSR 626 dated 30th July , 
1988 , and vide number GSR 485 dated 2nd December, 2000 . 

श्रम मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 18 जुलाई , 2001 
सा . का . नि . 421. - सा . का. नि . 251 दिनांक 2 दिसम्बर , 1998 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग- II , खंड 3, उप - खंड ( i ) में दिनांक 
19 - 12- 1998 को प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ 935 पर अनुसूची से संबंधित सारणी + : मुख्य श्रम आयुक्त 
( केन्द्रीय ) से संबंधित मद I के सामने 16400 -450 - 20900 रु. के स्थान पर 16400 - 450 - 20000 रु. पढ़ा जाए । 

[ फा . सं. एम - 15011/1/ 93 - सी एल एस - I ] 

श्रीमती कृष्णा शर्मा, अवर सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 

CORRIGENDUM 

New Delhi , the 18th July, 2001 
G . S . R . 421. -- In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour published in the 
Gazette of India dated 19 - 12 -1998 Part II , Section 3, Sub - section (i) vide GSR 251 dated 2nd December , 1998, at page 
935 in the table related with schedule I, against items I in respect of Grade I Chief Labour Commissioner ( Central ) for 
" Rs 16400-450 - 20900 read Rs. 16400 -450 - 20000 " . 

[ E. No. M-15011/1/93 - CLS-I] 

Mrs. KRISHNA SHARMA, Under Secy. 
शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2001 
सा . का . नि . 422 . - भारत का राजपत्र असाधारण भाग- II, खंड 3, उप - खंड ( i) में दिनांक 3- 2- 1987 में प्रकाशित भारत सरकार , 
श्रम मंत्रालय की दिनांक 3- 2 - 1987 की अधिसूचना संख्या सा . का. नि . 75 ( अ ) के पृष्ठ सं. 13 पर अनुसूची - II क्रमांक 5 के कॉलम 4 के अन्तर्गत 
पद में. ( 11 ) में 88 - 1/3 प्रतिशत के स्थान पर 83 - 1/3 प्रतिशत पढ़ा जाए । 

[ फा . मं. ए.- 39011/1/ 83- पी एल ओ ( खण्ड- III) ] 

श्रीमती कृष्णा शर्मा, अवर सचिव 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th July , 2001 
G . S . R. 422.- - In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour published vide 
GSR 75( E ) dated the 3rd February , 1987 in the Gazette of India Extraordinary dated 3 -2 -1987 Part II, Section 3, Sub - section 
( 1) at page 13 in Schedule II against Serial No. 5 under Column-4 at item ( ii ) for 88 - 1/ 3 % read 83- 1 /3 % . 

[ F. No. A -39011 /1/ 83 - PLO ( VOL -III)] 
Mrs . KRISHNA SHARMA, Under Secy . 


Printed by the Manager , Govt , of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


